तीथंकर वद्धमान 


विद्यानन्द मुनि 


श्रो वीर निर्वाण भ्रन्थ प्रकाशन-समिति, इन्दौर 
वो. नि सबत २५०० 


बाबूलाल पाटोदी 
मंत्री, 
श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन-समिति 


४८, सीतलामाता बाजार, 
इन्दौर-२ (मध्यप्रदेश ) 


७ वो. नि. ग्रं. प्र. समिति 


पष्ठ पुष्प 
अप्टम आवृत्ति 
(संशोधित-परिवर्द्धित ) 


तोर्थंकर बढ्धंमान 
विद्यानन्द मूनि 


२५००वाँ वीर-निर्वाणोत्सत्र के निमित्त 
अक्टूबर, १९७३ 


मूल्य : तीन रुपये 
मुद्क : नई दुनिया प्रेस, इन्दौर 


प्रगशप्र&्ाट 46 एछ.,३२७०४०१०८४७१४/.५१)ष 
'रातफ्शाता0 'शएां 
एफ्रापप्श 50% 973 


प्रकाशकीय 


परम पूज्य मुनिश्रो विद्यानन्दजी ने अपने मेरठ-वर्षायोग में जो अध्ययन- 
अनुसंधान किया और जो अभीदण स्वाध्याय-सिद्धि की, उसी की एक अपूर्व परिणति 
है उनकी आज से बीसेक वर्ष पूर्व प्रकाशित कृति “वीर प्रभु” का यह आठवां उपस्कृत 
संस्करण । इसमें मुनिश्री ने भगवान्‌ महावीर के जीवन पर खोजपूर्ण सामग्री तो 
दी ही है, साथ ही उन तथ्यों का भी संतुलित समायोजन किया है जो अब तक हुई 
गंभीर खोजों के फलागम हैं। यही कारण है कि इसमें प्रागेतिहासिक, ऐतिहासिक, 
ज्योतिषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण प्रामाणिक विवरण 
भी सम्मिलित हुए हैं। वास्तव में मुनिश्नी अविराम दौड़ती सदासद्य: उस नदी की 
भांति हैं जो हर घाट-बाट पर निर्मल है और जो किचित्‌ भी कृपण नहीं है; वे 
ठहरे हुए जल तो हैं नहीं कि एक बार जितना बटोर लिया उसे ही इतिश्री मानकर 
चलें; वे अनेकान्त की मंगल मूर्ति हैं और इसीलिए प्रत्येक दृष्टिकोण का सम्मान 
करते हैं और उसमें से प्रयोजनोपयोगी निर्दोष तथ्यों को अंगीकार कर लेते हैं। 
यही कारण है कि प्रस्तुत कृति में अनेकान्तवाद और स्थाद्वाद से लक्य चक्रवृद्धिक 
आनन्द की छटा मिलेगी। अनेकान्तात्मक सत्यान्वेषण की सबसे प्रमुख विशेषता 
यही है कि उससे वस्तु का मल व्यक्तित्व तो अक्षत बना ही रहता है साथ ही चित्त 
पर एक वर्धमान ताजगी और सुरभि बरसती रहतो है। मुनिश्री प्रवचन-णैली में 
लिखते हैं, इसोलिए उनके प्रतिपादन सरल, सुगम, उदाहरणों से पुप्ट और सुग्राह्म 
हैं । पुस्तक की एक और विशेषता यह है कि इसमें भगवान्‌ महावोर के जीवन 
का असंदिग्ध वृत्तान्त तो है हो, साथ हो जैन सिद्धान्तों का एक सास्पूर्ण व्यक्तित्व 
भी झलक उठा है| 

वेशाल!। के सम्बन्ध में मुनिश्री ने जो विवरण दिये हैं, वे किसी भी गणतन्‍्त्र 
के: लिए गौरव का विपय हो सकते हैं। जब विश्व के अन्य देश राजनीनि के णैशव से 
गुजर रहे थे, तब बवेद्याली अपने तारुण्य-शीर्प पर थी । जैनों ने न वे.बन्द धर्म, संस्कृति 
और दर्शन के क्षेत्र में सर्वोच्चिता उपलब्ध की थी वरन्‌ उन्होंने पार्थिव समृद्धियों के 
भो उस तल को छ लिया था जहाँ पहुँएकर आदमी लौटने लगता है । इसका मलतव 
यह हुआ कि जैन राजन्यवर्ग ने पारथिवता की उस सीमा को भो छांवना शुरू किया 
था जहां पहुंचकर वह स्वयं निस्सार और निरथंक दीखने लगती है। महावीर का 
वराग्य कोई लाचारी नहीं है और न ही वह पलायन है, वह सुनियोजित पद-निक्षेप 
है अध्यात्म की दिशा में । वह अनन्त ऐश्वर्य के बीच से आनेवाली मंगल ध्वनि है, 
जिसने आगे चलकर भारत के भाल का श्वृंगार किया है। महावीरकालीन भारत 
निपट अशान्त था और शान्ति की तलाश कर रहा था। इसके विपरीत भारतीय 
धरती पर कई जगह पशुओं की निरोह चीत्कारें और रक्‍्तपात थे। इन निराशाओं 


के मध्य महावीर शान्ति के एक सशक्त विश्वास की भांति आये, जिन्होंने आम 
आदमी को निष्कण्टक सांस लेने का अवसर दिया । उन्होंने सहअस्तित्व और धामिक 
मंहिप्णुता के ऐसे आधार, जो कई सदियों पूर्व भारत में प्रोढ़ विकास कर चुके थे, 
किन्तु अब जिन्हें विस्मृत कर दिया गया था, पुनः स्थापित किये और उनकी सर्ब- 
मंगला प्रवृत्ति की ओर लोगों का ध्यान आकर्पित किया । एक महत्व की बात यह 
भी हुई कि भगवान्‌ महावीर ने अपना कार्य छोकभापा में किया, जहां किसी 
तरह का कोई व्यवधान नहीं था । 


मनिश्री की यह कृति पच्चीस सांवें महावीर-परिनिर्वाण की एक समज्ज्वल 
भमिका के रूप में प्रकाश में आ रही है । यह एक एसी पृस्तक है, जो कई-कई छोटी 
पुस्तकों का आधार बन सकती है, विशेषत: उन पुस्तकों का जो पाठ्यत्रमों में आती 
हैं और कई भ्रम और गलतफहमियों को जन्म देती हैं। श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ 
प्रकाशन समिति, इन्दौर का यह परम सोभाग्य है कि उसे मुनिश्री की प्रस्तुत 
उल्लेख्य कृति के प्रकाशन का सुखद संयोग मिला है। जिस पारस-पुरुप में संपूर्ण 
भारतीय संत-परम्परा वातायन ढूंढ॒ रही है, हमें विश्वास है उसकी यह बहुमूल्य 


क्रति व्यापक रूप में समादृत होगी और लोक-जीवन को समृचित्त दिशा देने में 
सफलता प्राप्त करेगी । 


समिति ने मुनिश्री की अन्य कई कृतियां प्रकाशित की हैं, जिनमें से “निर्मल 
आत्मा ही समयसार", “अहिसा:विश्वधमं ”, “आध्यात्मिक सृक्तियां”, “समय 
का मूल्य” बहुख्यात और बहुपटित-चचित कृतियां हैं। यही कारण है कि इनमें से 
कई के द्वितीय संस्करण भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त मुनिवर की मंगल प्रेरणा के 
फलस्वरूप समिति भगवान्‌ महावीर के जीवन पर दो और महो्वपूर्ण ग्रन्थों का 
प्रकाशन कर रही है; ये हैं-मनिश्री के प्रवद्ध एवं व्यक्तिगत निर्देशन में पंडित 
पद्मचन्द्र शास्त्री हरा लिखित ' तीर्थंकर वद्धंमान महावीर” तथा हिन्दी के सुप्रसिद् 
उपन्यासकार, कवि एवं पत्नकार श्री वीरेन्द्रकुमार जैन द्वारा प्रणीत बहद उपन्यास 
“अनुत्तर योगी : तीर्थंकर महावीर" । हमें विश्वास है समिति आने वाले वर्ष में 
मुनिश्री के मंगल शुभाशीष लेकर जीवन को प्रकाश और पावनता देने वाला 
सत्माहित्य प्रकाशित करने में सफल होगी । 

अन्त में हम पंडित श्री नाथलालजो ज्ञास्त्री के प्रति भी समति का आभार 


व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अत्यधिक व्यस्त होते हुए भो एक खोजपूर्ण प्राबकथन 
लिखकर हमें अनुगृहोत किया है। 


“बाबूलाल पाटोदी 


दीपावली, १९७३ मन्त्री 


आअक्कथन 


मुनि श्री विद्याननस्दगी द्वारा लिखित वीर-प्रमु लघु पुस्तिका छह-सात संस्क- 
रणों में लगमग २० हजार संख्या में प्रकाशित होकर पाठकों के सम्मृब आ चुकी 
है। मगवान्‌ महावीर के पच्चोस सौवें परिनिर्वाण-महोत्सव की योजनाओं के अन्तग्ंत 
तीथंकर वद्धंमान के जीवन और देशना को प्रस्तुत संस्करण के रूप में परिवर्तित और 
परिवधित कर विद्वान्‌ एवं तपस्वी लेखक ने उसे बहुम्‌ लय कृति बना देने का सराह- 
नौय प्रयत्न किया है । श्री वीर निर्वाण ग्रंथ प्रकाशन-समिति द्वारा पं. पद्मचन्द्रजी 
शास्त्री की भगवान्‌ महावीर की एक अन्य जीवनी भी प्रकाशित हो रही है, उसमें 
मुनिश्री के अनेक सुझाव हैँ, जिनका यत्र-तत्र साम्य दिखाई देता है । 


इस रचना में मुनिथ्री ने जीवन्त स्वामी प्रतिमा का, जो राजकुमार महावीर 
के संसार त्यागने के एक वर्ष पृ का चित्रण है, चित्र तथा तीर्थंकर वद्धमान की 
पंचकल्याणक तिथियों का वर्तमान ईस्वी सन्‌, तारीख तथा वारों में उल्लेख, जन्म- 
स्थान, वैशाली की महिमा इत्यादि विशेषताओं का दिग्दर्शन करा कर इसका महत्व 
बढ़ा दिया है । 


भगवान्‌ महावीर के लोक मंगलकारी सिद्धांतों में अहिसा, अनेंकांत, स्याह्ाद 
अपरियृह, समतावाद और कमंवाद आदि हूँ, जिनका मूर्तिमान स्थरूप स्वयं लेखक 
अपने अलौकिक तप:पृतर जीवन में ग्रहण किये हुए है और वर्तमान विषमता के 
विपाक्त वातावरण में संप्रदायातीत सर्वधर्म-समभाव और समन्वय की पुण्य- 
पीयूषधारा को जन-जीवन में प्रवाहित कर श्रमण-संस्क्ृति की महत्ता और विश्वधमं 
का प्रचार-प्रसार कर रहे है। मानव-जीवन में मौतिकता के साथ आध्यात्मिकता 
का समन्वय होना आवश्यक हैं । आध्यात्मिकता जीवन की बाहच रूपरेखा के निर्माण 
के याथ जीवन को पशू-स्तर से उठा कर मानवीय धरातल पर ले जाती है । भारतीय 
संस्कृति में भौतिकता के मौतर ही आध्यात्मिकता की स्थिति मानो गई है । 


भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत व्यापक सहिष्णुता है। द्सरों की जीवन- 
संबंधी खबस्याओं जोर दृष्टिकोण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की उदारता से 
इस देश में बेदिक और श्रमण साथ-साथ रह रहे है। सार्वमौमिक दृष्टि-विन्दु 
की विशिष्टता से ही विचारधाराओं में विरोध की जगह संश्लेषण को प्रोत्साहित 
करने का प्रयत्न रहा है । 


चीनां व॑चित्र्यादजु कुटिल नाना पथजुषां । 
५ नृणाम को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इब' ॥। 


महिम्नस्त्रोत को सवंधर्म समानत्व को करने में समर्थ यह उदारता वेदिक 
झास्त्रों में उपदिष्ट है । यं शवा समुपासते! और यो विद्व॑ बेदवंद्यं! आदि वेदिक 
और मभद्टाकलंक के उदार भावों से अनुप्राणित मंगल इलोक प्रसिद्ध हैं । 


इसी प्रकार मनुस्मृति में लिखा है कि ६८ तीथ्थों की यात्रा का जो फल 
होता है वह एक आदिनाथ के स्मरण से प्राप्त हो जाता है । 


महामारत में' जीवदया के संबंध में उल्लेख है कि एक ओर स्वर्णमेरु 
और समस्त पृथ्वी और दूसरी ओर एक प्राणी का जीवन; फिर भी जीवन का 
मूल्य उससे अधिक है । 


इतिहास में यह देखने को मिलता है कि यू ग-महापुरुषों के शिष्यों ने अपने गृरु- 

जनों के प्रदर्शित मार्ग के प्रचार के नाम पर उन्‍्मत्त होकर कलह और विद्वंष के बीज 
बोये, मजहब के नाम पर हिसा और संघर्ष की जड़ जमाने की कोशिश की, पर क्षत्रिय 
शासक तीर्थंकरों आदि (जिनमें रामाकृष्ण आदि भी सम्मिलित है) ने मानव-हृदय 
को संस्कृत बनाना धर्म का उद्देश्य है यह उदघोषित करते हुए उसके नाम पर उत्पन्न 
किये गये दोपों को दर कर स्वयं वीतरागता प्राप्त कर अहिसा और अनेकांत 
रूप विश्व-कल्याणकारोी मार्ग का उपदेश दिया । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५-३ में गौतम 
गोत्रिय ऋषि क्षत्रिय राजा प्रवहण से आत्मविद्या के विषय में प्रश्न करते हैं और 
उन्हें उत्तर मिलता है कि “'प्॒॑ंकाल में तुम से पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं 
गयी इसौसे संपूर्ण लोकों में इस विद्या के द्वारा क्षत्रियों का ही अनुशासन होता रहा 
है । इसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५-११ में केकयक्रुमार अश्वपति राजा द्वारा 
परम श्रोत्रिय ऋषियों को आत्म विद्या के उपदेश देने का उल्लेख मिलता है। मगवान 
महावीर द्वारा उपदिष्ट अहिसा इत्यादि सिद्धांतों के प्रसार करने का श्रेय इन्द्रभूति 
गौतम, वायुमूति, अग्निभूति प्रमृति वंदवेदांग पारंगत ब्राह्मण-श्रेप्ठों को है, जो 
परम तपस्वी और ब्रह्मचारी थे और राजगृह से म्‌ क्‍्त हुए थे। महावीर-निर्वाण 
के पतचात्‌ भी आचार विद्यानंद आदि उद्भट विद्वान्‌ स्याह्माद-दर्शन के महान 
प्रचार-प्रसार करने वाले हो चुके हैं । बतंमान में वर्णी ग्रणंश्प्रसादजी भी 
एसे ही थे । 

१ जल के स्थान समृद्र समान विभिन्न मा प्रौर रुचिवालों के लिए क्‍झ्रात्मा की मक्ति-प्राप्ति का 

उद्देश्य तो एक ही है । 

२ प्रष्ट षष्टिषु तीर्थेंषु यात्ायां यत्फलंभवेत्‌ । श्री, भ्ादिनाथदेवस्य स्मरणेनापितदूभवेतू ।। 
३ एकत: कांचनों मेर: कृत्स्ना चैव वसुन्धरा । जीवस्य जोवितं चैव तत्तुल्य॑ कदास्यत ।। 


जनरल फरलांग, सुनीतिकुमार चटर्जी और न्यायमूति रागलेकर आदि 
विद्वानों के मतानुसार भारत में आरयों के आने के पृ्व' जेनधर्म विद्यमान था। 
पश्चिमीय एवं उत्तरीय मध्य भारत का ऊपरी भाग ईस्वी सन्‌ १५०० से लेकर 
८०० वर पृ पर्यन्त उन तूरानियों के अधीन था जिनको द्रविड़ कहते हैं। उस 
समय उत्तरभारत में एक प्राचीन, अत्यन्त संगठित धर प्रचलित था, जिसका 
दर्शन, आचार एवं तपहइचर्या सुव्यवस्थित थी, वह जैनधर्म था। आर्यों ने 
यहाँ के निवासियों को अनाय॑ कहा और" “दोनों यहाँ एक दूसरे के समीप रहने 
लगे । आयों के कुछ धामिक अनुष्ठात और देवी-देवताओं को अनाय॑ लोगों 
ते स्वीकार कर लिया । धीरे-धीरे अनायों के देवता, धर्मानुष्ठान, दर्शन, तत्व- 
ज्ञान और भक्तिवाद आर्यों के मन पर अपनी छाप छोड़ने लगे । अनाय॑ राजा 
तथा पुरोहित आयंभाषा (संस्कृत) ग्रहण करने के साथ ही साथ आयंभाषी 
समाज में गृहीत होने लगे ।” सर राधाकृष्णन्‌ के अनुसार उपनिषदों का तत्वज्ञान 
भारत के आदिवासी द्रविड्ों आदि से लिखा गया था। उपनिषद्‌ और ज॑न 
तत्वज्ञान में आत्मा, व्यवहार (अविद्या) और निश्चय (विद्या) आदि के बारे में 
बहुत कुछ साम्य मिलता है । डॉ. हमंन जैकोवी के मत से मगवान ऋषमदेव ज॑नधमं 
के संस्थापक ऐतिहासिक पुरुष थे । भागवत में उन्हें अष्टम अवतार के रूप में 
माना गया है । यह सब वैदिक और श्रमण संस्कृति दोनों को भारतीय संस्कृति 
के व्यापकरूप में आत्मसात कर लेने के उदाहरण हैं । वंदों में ऋषभ, 
अरिष्टनेमि, वर्धभान आदि तीथंकरों का उल्लेख गृणग्राहकता एवं उदारता का 
द्योतक है । 


भगवान महावीर वंद और ब्राह्मण-विरोधी थे, यह प्रचार भ्रमपूर्ण है। इसके कोई 
प्रमाण नहीं मिलते कि उन्होंने बंदों का विरोध किया, वल्कि मस्करी आदि दिगंबर 
साधुओं का पक्ष न कर इन्द्रभूति आदि को अपना प्रमुख गणधर बनाया और गृण- 
ग्राही बने । वंदों आदि में भी हिसा का विधान अंग्रेज विद्वान्‌ राबर्ट अर्नेस्ट हम, म 
आदि द्वारा मंत्रों की हिसापरक व्याख्या करने के कारण हुआ जान पड़ता है। 
क्योंकि महामारत के जांतिपवं अ.२६५,९ में लिखा हैं कि मद्य, मछली, मधु, मांस 
आदि वंदों में घूर्तों द्वरा कल्पित किये गये हैं। इसी प्रकार राजा रन्तिदेव के अहिंसक 
राजाओं में प्रसिद्ध होते हुए भी उसे प्रतिदिन दो हजार गायों और दो हजार पश्चुओं 
की हिसा करने बाला बताया गया हैं। यह कथन महाभारत वन पर्व अ. २००७-२० ८ 
का है जहां 'बध्येते का अर्थ वास्तव में यह है कि गायों और पशुओं को वांधकर उनका 


१ संस्कृति प्रवाह (वैदिक काल के श्रार्य ), प. ११८. 


२ एलफिस्टन झौर डा. कीथ की मान्यता है कि प्राय बाहर से आये इसके पृष्ट प्रमाण 
नहीं है । न्‍ 


दे अतिधि-सत्कार में दिया जाता था।* चरक संहिता और निर॑टु्‌ में ऋष का 
अर्थ एक पौधा है, जो औषध में काम आता है। इसी प्रकार उक्षा सोमलता को कहते 
हैं जबकि इनका बल अर्थ कर मांस-मक्षण के अर्थ में उक्त मि. राबर्ट ने प्रयोग 
किया है । चमंराशि के मिगोने से जो जल बहता था उससे बिशाल नदी प्रकट हुई 
वह चंबल कहलाई । साहृति पुत्र रंतिदेव ने अतिथियों के लिए २०१०० गायें 
छुकर दीं । उन्हें स्नान कराने में उनके चर्म का आलंमन (धोकर साफ करने ) से उक्त 
नदी निकली । यहां महाभारत शांति पव्व १२३ में जो संस्कृत श्लोक है उसके आलंसन 
गब्द का हिसा करना अर्थ कर दिया गया हैं इससे यह आंति हो गयी; जबकि गोमेघ 
का अथ॑ गोसंवर्धन है या डन्द्रियसंयम है, किन्तु इनका हिसापरक अर्थ कर दिया गया 
हैं। इसीलिए मुनि श्री विद्यानंदजी अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट बताते हैं 
कि भ. महावीर हिंसा के विरोधी थे, न कि वेदों के। उन्होंने अहिया रूपी 
शास्त्र से मटके हुए प्राणियों का हृदय परिवर्तन किया। हमें भी भावात्मक एकता 
की बात करता चाहिए । भ्रामक वातों का प्रचार करने वाले साहित्य से 
बचना चाहिए । 


इस ग्रन्थ को लिखते हुए मुनिश्री ने अनेकांत और स्थाद्वाद के स्वरूप पर 
इसीलिए रोचक उदाहरणों से विशद प्रकाश डाला है ताकि समन्वय की 
भावता और विश्वधर्मं का लोकमानस पर अच्छा प्रमाव पड़े; क्‍योंकि स्याद्वाह 
सहानु मूतिमय है । उसमें समन्वय की क्षमता है। वह उदारता के साथ अन्य वादों 
में आग्रह के अंध को छांट कर उन्हें अपना अंग बनाता है। यह बौद्धिक अहिसा 
कही जाती है ।7 


आज जनों में ही सांप्रदायिकता और पररपर ईर्प्या 6प बढ़ रहे हैं। 
निर्वाण-महोत्मव के द्वारा बाहर हम भ. महावीर की देशना का प्रचार करता 
चाहते हैं और घर में उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। मुनिश्री ही ऐसे हैं जो अपने 
अद्मुत व्यक्तित्व, त्यागमय जीवन तथा वक्‍्तृत्व से भावनात्मक ऐक्य का 
प्रयत्त कर रहे हैं। परस्परोपग्रहों जीवानां' और वसुधव कुटुम्बकम्‌ सदश 
वाक्यों की व्याख्या श्रोताओं को तभी प्रकाशित कर सकती है जब इन सूत्रों के 
व्याख्याता स्वयं निविकार ओर और असांप्रदायिक हों । आजकल की प्रबुद्ध 


* मांसौदन प्रौक्षेण वार्ष भेण वा-पुत् को भ्राकांक्षा, पूर्णाय भौर वेदज्ञाता होने के लिए युवा व वृद्ध 
बैल का मांस खाये (वहदारण्य ६-४-१८). 


| 'दिनकर' के उदगार हैं कि सहिष्णता, उदारता, सामाजिक संस्कृति, प्रनेकांतवाद, स्याद्गाद 
झौर प्रहिसा ये एक ही सत्य के प्रलग-प्रलग नाम हैं। भ्रसल में यह भारत वर्ष की सब से 
बड़ी बिलक्षणता है जिसके भ्रधीन यह देश एक हपभ्मा है भर जिसे क्‍प्रपनाकर सारा संसार एक 
हो सकता है । 


जनता से व्यक्ति छिपा नहीं रह सकता। मूनिश्री को 'पिच्छी-कमंडलु' और 
निर्मल आत्मा ही समयसार' आदि रचनाएँ समुज्ज्वल कृतियाँ हैं जो उनके 
चिंतन, मनन, अभमोक्षण ज्ञानाराघन, असाधारण प्रतिमा एवं लोकहित की भावना 
की परिचायक हैं । 


मुनिश्री के इन्दोर वर्षावास के सुयोग से जो दिशा प्राप्त हुई उसका परिणाम 
बीर निर्वाण ग्रंथ प्रकाशन समिति है और समिति के प्रमावशाली प्रमुख कार्यकर्ता 
थी बाबूलालजी पाटोदी प्रभृति उदारमना सज्जनों के पुरुषार्थ से इसके विविध 
उहंध्यों को कार्यन्वित किया जा रहा है । 


इन्दौर 
दोपाधथलो वो. नि. सं, २५०० “-नाथलाल शास्त्रो 


“महावीर ने एक ऐसी साधु संस्था का 
निर्माण किया, जिसकी भित्ति पूर्ण अहिसा पर 
निर्धारित थी । उनका 'अहिसा परमों धर्म: का 
सिद्धान्त सारे संसार में ५०० वर्षों तक अग्नि 
की तरह व्याप्त हों गया । अन्त में इसने नव भारत 
के पिता महात्मा गांधी को अपनी ओर आकर्षित 
किया । यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि 
अहिसा के सिद्धान्त पर ही महात्मा गांधी ने नवीन 
भारत का निर्माण किया ।' 


“टी. एन. रामचन्द्रन 
प्रध्यक्ष--पुरातत्त्व विभाग, भारत 


अनुक्रम 


जीवन्त स्वामी प्रतिमा 
(चित्र) १३ 
पहावीर-वन्दना १४ 
भारतीय साहित्य में चोबोस 
तीर्थंकर १५ 
तीर्थंकर वद्धमान १६ 
महावीर-कालीन भारत 
(मानचित्र ) २२ 
जीवन-तथ्य २३-३० 
सौर मान से काल-गण्ता २५ 
जन्म-स्थान २५ 
जन्म-कुण्डली २६ 
पंचकल्याणक-तिथियां +३ 
विशद काल-निर्णय २८ 
स्थल काल-निर्णय २६ 
वशाली (चित्र) ३१ 
बेशालो नगर ३० 
नन्द्यावते राजप्रासाद ३६ 
तीर्थंकर महाबीर ३ 
-जन्मोत्सव ४१ 
वर््धमान के नामान्तर ४४ 
विवाह का उपक्रम ४६ 


दर 


संसार से वेराग्य ४९ 

तपस्या ५२ 

चन्दना-उद्धार ५४ 

उपसग्े ५५ 

कवल्य ५६ 

समवशरण ५९ 

दिव्य उपदेश ६१ 

वोर-वाणी का प्रभाव ६५ 

परिनिर्वाण-महोत्सव ६८ 

महावीर के नाम पर नगर ७० 

तीर्थंकर महावीर और महात्मा- 
बद्ध ७०, ७ ३ 

महावीर-निर्वाण-संवत्‌ | ७४ 

अनेकान्त ७९ 

सप्तभंगी ८५ 

स्याठ्राद ८८ 

विद्वानों की सम्मतियाँ ९२ 

दंकराचार्य और स्याद्वाद ९६ 

अनेकान्त और स्याद्वाद ९८ 

स्थाद्वाद की व्यत्पत्ति ९८ 

चत्रंगवाद १९ 

उपमंहार १०० 


महावोर-वन्दना 
(पादाकुलक छन्द) 
“सन्मतिजिनपं सरसिजवदनं । संजनिताखिल कर्मकमथन ४७ 
पद्मसरोवरमध्यगतेन्द्र । पावापुरि महावोर जिनेद्र 
वोरभवोर्दाधपारोत्तारं । मुक्तिक्रोवधुनगर्रावहरं. ७ 
दिद्ञगदिशक॑ तीर्थपवित्रं । जन्माभिषकृत निर्मेलगात्न 
वर्धभान नामाख्यविशालं। मान प्रमाण लक्षणदशतालम्‌ 
शत्रुविभयनविकटभटवोरं । इष्टेश्वयंधरीकृतदूर ॥ 
कुंडलपुरि सिद्धार्थ भूपाल । स्तत्पत्नो प्रियकारिणि बाल ।। 
तत्कुलनलिन विकाशितहूंसं । घातपुरोधातिकविध्वंस ॥ 
जानदिवाकर लोकालोकं । निर्जितकर्मारातिविशोक॑ ।। 
बालत्वे संधममुपालितं । मोहमहानलमथनविनोतं ॥ 


_पं ७ आधाधर सूरि 


भारतीय साहित्य में चोबीस तीर्थंकर 


'झस्मिन्व॑ भारते वर्ष जन्म वे भावके कुले । 
तपसा. युक्‍्तमात्सानं केशोत्याटन पूर्वकरम्‌ ।। 
तीर्थंकराश्यतुविशत्तथातस्तु पुरस्कृतम्‌ । 
छायाक्ष॒त॑ फणीन्द्रेण ध्यानमात्र प्रदेशिकम ।॥। 

- वैदिक पदमपुराण ५॥ १४॥ ३८९-९० 

(इस भारतवर्ष में २४ (चौबीस) तीर्थंकर श्रावक (क्षत्रिय) 
कुल में उत्पन्न हुए । उन्होंने केशलुंचनपूर्वक तपस्या में अपने आपको 
यक्‍त किया । उन्होंने इस नि््रनंन्‍्थ दिगम्बर पद को पुरस्कृत किया। 
जव-जव बे ध्यान में लीन होते थे फणीन्द्र नागराज उनके ऊपर छाया 
करते थे।) 

चौबीस तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हें-- 

'ऋपभनाथ,अजितनाथ,सम्भवनाथ, अभिनन्दन नाथ, सुमतिनाथ, 
पद्मप्रभ नाथ, सुपावर्वनाथ, चन्द्रप्रभनाथ, पृष्पदन्तनाथ, शीतलनाथ, 
श्रेयांसनाथ, वासुपृज्यनाथ, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धमंनाथ, श्ञान्ति- 
नाथ, कुन्थूनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमि- 
नाथ, पाध्वनाथ और बवीरनाथ । 

डा. बृद्धप्रकाश डी. लिट्‌. ने अपने ग्रन्थ भारतोय धर्म एवं संस्कृति' 
में लिखा है-- 

“महाभारत में विष्णु के सहस्ननामों में श्रेयांस, अनत, धर्म, घान्ति 
और संभव नाम आते हूँ और शिव के नामों में ऋपभ, अजित, अनन्त 
और धर्म मिलते हैं। विष्णु और शिव दोनों का एक नाम सुब्रत दिया 
गया है। ये सव नाम तीथ्थंकरों के हैं। लगता है कि महाभारत के 
समन्वयपूर्ण वातावरण में तीथंकरों को विष्ण और शिव के रूप में 
सिद्ध कर धामिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इससे 
तीरथंकरों की परम्परा प्राचीन सिद्ध होती है ।* 


महावोर-वन्दूना 
(पादाकुलक छन्द ) 
“सत्मतिजिनपं सरसिजवदनं । संजनिताखिल कर्मंकमथनत ।। 
पद्मसरोवरमध्यगतेन्ई । पावापुरि महावोर जिनेद्र ॥। 
वोरभवोदधिपारोत्तारं । मुक्तिश्रोवधुनगरविहारं ॥। 
दिद्॒दिशक तोर्थपवित्रं । जन्मासिषक्ृत निर्मेलगाञ्न ॥। 
वर्धभान नामाख्यविज्ञालं। मान प्रमाण लक्षणदशतालम्‌ ॥। 
शत्रविमथनविकटभटवोरं । इब्टंश्वयंधुरीक्ृतदूरं | 


कुंडलपुरि सिद्धार्थ भूपाल । स्तत्पत्नी प्रियकारिणि बालं ।। 
तत्कुलनलिन विकाशितहंसं । घातपुरोधातिकविध्वंस ॥ 


जञानदिवाकर लोकालोक॑ । निर्जितकर्मारातिविशोक॑ ॥। 
बालत्वे संयमसुपालितं । मोहमहानलमथनविनीतं ।॥।” 


--प० आशाधर सूरि 


भारतोब साहित्य में चोबीस तीर्थंकर 


पस्मिन्य भारते वर्ष जन्म वे भावके कुले । 
तपसा. पयुृक्तमात्मानं केशोत्पाटन पूर्वक ।। 
तीथंकरश्चतुविशतयातंस्तु पुरस्कृतम्‌ । 
छायाकृत॑ फणीन्दरेण ध्यानमात्र प्रदेशिकम ।॥।' 
“वैदिक पद्मपुराण ५। १४॥ ३८९-९० 

(इस भारतवर्ष में २४ (चौबीस) तीर्थंकर श्रावक (क्षत्रिय) 
कुल में उत्पन्न हुए । उन्होंने केशलुंचनपूर्वक तपस्या में अपनें आपको 
यक्‍त किया । उन्होंने इस निम्न॑न्‍्थ दिगम्बर पद को पुरस्कृत किया। 
जव-जव वे ध्यान में लीन होते थे फणीन्द्र नागराज उनके ऊपर छाया 
करते थे।) 

चौबीस तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हें-- 

'ऋषपभनाथ,अजितनाथ,सम्भवनाथ, अभिननन्‍्दन नाथ, सुमतिनाथ, 
पद्मप्रभ नाथ, सुपाव्वनाथ, चन्द्रप्रभनाथ, पृष्पदन्तनाथ, .शीतलनाथ, 
श्रेयांसनाथ, वासपृज्यनाथ, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्ति- 
नाथ, कुन्यूनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमि- 
नाथ, पाइ्वं नाथ और वीरनाथ । 

डा. बृद्धप्रकाश डी. लिट्‌. ने अपन ग्रन्थ भारतीय धर्म एवं संस्कृति 
में लिखा है-- 

“महाभारत में विष्णु के सहस्ननामों में श्रेयांस, अनत, धर्म, द्यान्ति 
और संभव नाम आते हैं और शिव के नामों में ऋषभ, अजित, अनन्त 
और धर्म मिलते हैं। विष्णु और शिव दोनों का एक नाम सुब्रत दिया 
गया है। ये सव नाम तीथ्थकरों के हैं । .लगता है कि महाभारत के 
समन्‍्वयपूर्ण वातावरण में तीर्थकरों को विष्ण और शिव के रूप में 
सिद्ध कर धामिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया । इससे 
तीथंकरों की परम्परा प्राचीन सिद्ध होती है ।” 


तीर्थंकर बढ्मान 


“यह सुविदित है कि ज॑न धर्म की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। 
भगवान्‌ महावीर तो अन्तिम तीर्थंकर थे। मिथिला प्रदेश के लिच्छवी 
गणतन्त्र से, जिसकी ऐतिहासिकता निविवाद है, महावोर का कौ2- 
म्विक सम्पर्क था। उन्होंने श्रमण-परम्परा को अपनी तपदचर्या के 
द्वारा एक नयी शक्ति प्रदान की जिसकी पूर्णतम परम्परा का सम्मान 
दिगम्वर-परम्परा में पाया जाता है । भगवान्‌ महावीर से पूर्व २३ 
तीर्थंकर और हो चुके थे। उनके नाम और जन्म-वब॒तानत जैन साहित्य 
में सुरक्षित हँँ। उन्हींमें भगवान्‌ ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जिसके 
कारण उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैनकला में उनका अंकन धोर 
तपद्चर्या की म॒द्रा में मिलता है। ऋषभनाथ के चरित का उल्लेख 
श्रीमद्भागवत्‌ में भी विस्तार से आता है और यह सोचने पर वाध्य 
होना पड़ता है कि इसका कारण क्‍या रहा होगा ? भागवत में ही 
इस बात का उल्लेख है कि महायोगी भरत ऋषभदंव के शत पूत्रों में 
ज्येष्ठ थे और उन्हीं से यह देश भारतवर्ष कहलाया ।* 


भगवान्‌ महावीर तप:प्रधान संस्क्रति के उज्ज्वल प्रतीक हैं। 
भोगों से भरे हुए इस संसार में एक ऐसी स्थिति भी संभव है जिसमें 
मनृष्य का अडिग मन निरन्तर संयम और प्रकाश के सान्निध्य में रहता 
हो-इस सत्य की विश्वसनीय प्रयोगशाला भगवान माहबीर का जीवन 
है। वद्धमान महावीर गौतम बृद्ध की भाँति नितान्त ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं। माता-पिता के द्वारा उन्हें भी हाड़-माँस का शरीर प्राप्त 
ही था । अन्य मानवों की भाँति वे भी कच्चा दूध पोकर बढ़े थे; 
किन्तु उनका उदात्त मन अलौकिक था। तम और ज्योति, सत्य और 
अनुत क॑ संघर्ष में एक वार जो मार्ग उन्होंने स्वीकार किया, उस पर 





+ “येषां खलु महायोगी भरतो _येष्ट: श्रेष्ठगणश्चासीत । 


येनेंद वर्ष भारतमिति बध्यपदिशन्ति ॥” --भागवत ४।॥४।६.. 


१७ 


दुढ़ता से पर रखकर हम उन्हें निरन्तर आगे बढ़ते हुए देखते है । 
उन्होंने अपने मन को अखण्ड क्रह्मचर्य की आँच में जंसा तपाया था, 
उसकी तुलना में रखने के लिए अन्य उदाहरण कम हो मिलेंगे । जिस 
अध्यात्म केन्द्र में इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जाती है उसकी घाराए 
देश और काल में अपना निस्सीम प्रभाव डालती है। महावीर का वह 
प्रभाव आज भी अमर है। अध्यात्म के क्षेत्र में मन॒प्य कसा साम्राज्द 
निर्मित कर सकता है, उस मार्ग में कितनी दूर तक वह अपनी जन्म- 
सिद्ध महिमा का अविकारों वन सकता है, :सका ज्ञान हमे महावीर 
व जीवन से प्राप्त होता है। वार-बार हमारा मन उनकी फोलादी 

ता से प्रभावित होता हैं। कायीत्सगं मद्रा मं खडे रहकर गरगीर के 
सुख-दु:खों से निरपेक्ष रहते हुए उन्होंने काय-साधन क॑ अत्यन्त उत्कृष्ट 
आदश को प्रत्यक्ष दिखाया था। निबल संक न्‍प का व्यक्ति उस आदर्ण 
को मानवी पहँच से वाहर भले ही समझें, पर उसकी सत्यता में कोई 
संदंह नहीं हो सकता। तीर्थंकर महावीर उस सत्यात्मक परिधि 
के केन्द्र में अखंड प्रज्वलित दीप की भांति हमारे सामने आते हैं। 
यद्यपि यह पथ अत्यन्त कठिन था; किन्तु हम उनके क्रृतञज हैं कि उस 
मार्ग पर जब वे एक वार चले तो न तो उनके पेर रूके और न डग- 
मगाये। उन्होंने अन्त तक उसका निव किया। त्याग और तप के 
जीवन को रसमय णछढ्दों में प्रस्तुत करना कटिन हैँ, कित फिर भी 
इस सुन्दर जीवन में कितने ही मामिक स्थन्ठ हैं, तथा कितनी ही एसी 
रखाएँ है जो उनके मानवीय रूप को साकार बनाती है : 


सत्य, अहिसा और ब्रह्माचय, तप और अपन्प्रिद्त रूपी महान आदर्राा 
के प्रतीक भगवान महावीर हें। इन मठहाद्रतों को अरूण्ड साधना से 
उन्होंने जीवन का ञ॑ छिगम्य मा निर्धारित किया था और भौतिक 
दारीर के प्रताभनीं स ऊपर उठकर अध्यात्म भादां की घाव्वत विजय 
स्थापित को थी। मन, वाणी और कर्म की साधना उच्च अनन्त जीवन 
के लिए कितनो दूर तक संभव है, इसका उदाहरण तीथंकर महाबीर 
का जीवन है। इस गंभीर प्रज्ञा क॑ कारण आगमों में महाबीर को 
दी्घंप्रज्ष कहा गया है। ऐसे तीथंकर का चरित धन्य है । 


१८ 


लोक-कल्याण की कामना से जो तप करते हैं, उनको हमारा 
प्रणाम । वन्वनात्मक जड़ तत्त्व पर विजय पाकर जिस दिन महावीर 
स्वामी के जीवन में आत्म चेतन्य का प्रकाश हुआ वह उनके जीवन का 
प्रथम प्रभात था । उसे ही शास्त्रों में श्री-सूयोदिय' कहा गया है। प्रत्येक 
सुनहली उषा इसी प्रकार के श्री-सम्पन्न सूर्योदय का संदेश हमारे 
लिए लाती है। प्रतिदिन बढ़ती हुई आय के साथ हम इस संदेश का 
अधिकाधिक साक्षात्कार कर सके, यही देनिक पर्यवेक्षण के द्वारा 
हम सबका प्रयत्न होना चाहिये ।* “डा. वासुदेवशरण अग्रवाल 


की मिल लि 


तीर्थंकर महावीर, जैन साहित्य का इतिहास, पूर्व-पीठिका; महावीर डायरी झ्रादि से । 


१९ 


गांधार पन्नगपदोषपदे ले विद्ये र॒त्वा फणावदीधपो विधिवत्स ताभ्याम्‌ । 
धीरो विसज्य नय विहिनितो कुमारों स्वावासमेव च जगाम क्तेष्टकार्य:॥।* 


-जनाचार्य जिनसेन, आदि पुराण १९।१८५ 


(इस प्रकार नयों को जानने वाले धीर-बीर घरणेन्द्र ने उन दोनों 
को गान्धार पदा और पन्नगपदा नाम की दो विद्याएँ दीं और फिर 
अपना कार्य पूरा कर वृषभदेव के चरणों में विनय से झके हुए दोनों 
राजकुमारों को छोड़कर अपने निवास स्थान पर चला गया ।) 


(गान्धार विद्या पन्नग विद्या चेति दे विद्ये) 
सील नं. ११५/१६२६-३० सिन्धु-घाटी-मोहन-जो-दारो 





-- नमि और विनमि प्रजापति वृषभदेव के साथ हो गये, वे 
वृषभदेव से राज्य माँग रहे थे; किन्तु वृषभदेव मौन थे। उस समय 
नागराज वषभदेव की वन्दना करने आया । उस नागराज ने नमि- 
विनमि को उक्त दोनों विद्याएँ दीं और उनके लिए वेताडय पर्वत 
पर उत्तर व दक्षिण श्रेणी में क्मण: ६० और ५० नगर वबसाये। 


के “नमि विनर्माण जायण, नागिन्दों वेंज्जदाण वेयडढ़े। 
उत्तर दाहिण सेढी, सट॒ठी पन्नास नगराई ।॥।--नावश्यक निर्यक्ति 340 
गंधब्ब (प्राकृत), गंधर्व (संस्कृत), गन्दरवा (भ्रवेस्ता), केन्टारस (यूनान) । 





(पटना, पुरातत्त्व-संग्रहालय, प्राप्त १९१२ ई.) 


“/ - “किन्तु एक दूसरा प्रमाण जो सन्देह रहित है, सामने आ जाता है। बह पटना के लोहानी- 
पुर महल्ले से प्राप्त एक नरन कायोत्सगे मति है। उस पर मौणंकालीन ओप या चमक है और 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल से लेकर आज तक के सभी विद्वानों ने उसे तीर्यकर-प्रतिमा माना 
है। उस दिशा में वह मति झब तक की उपलब्ध सभी बौद्ध तथा क्राह्मण धर्म-सम्बन्धी मतियों 
से प्राचीन 5हरती है। कलिगाधिपति खारवेल के हाथीगुम्फ शिलालेख से भी ज्ञात होता है 
कि कुमारो पंत पर जिन प्रतिमा का पूजन होता था। इन संकेतों से भी इंगित होता है कि 
जैनघर्म को यह ऐतिहासिक परम्परा और प्ननश्रुति भ्रत्यन्त प्राचीन थी । 


“डॉ. वासुदेवशरण झग्रवाल 


२१ 


हब उक्त नंदिवर्धन ने मगध साम्राज्य को, जो अजातबात्र के 
समय से ही बनना प्रारंभ हो गया था, और भी बढ़ाया । उसने कलिग 
को भी जीत लिया था तथा वहाँ से लूटकर और निवियोंके साथ जिन 
(जेन तीर्थंकर) की मति भी ले आया था' | ई. पृ. ५वों शती में 
जैन मृत्तियाँ बनने का यह अकाट्य प्रमाण है। इसी समय के कुछ पीछे 
कृष्ण की मूर्ति के अस्तित्व का अनुमान होता है ।' 
[ (] 





१ रूपरेखा, जिल्द २, प्‌. ६२४. 
२ भारतीय मूति-कला, पंचम संस्करण, लेखक-रायकृष्णदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 





गत ५०० वर्ष 


#हवी गाव भा 










९ ु हट ग अर आ्ख 
तप भुगुभ् ॥॥.॥ 
आरबक प्र ४२5० ह.+ 
2००... «० >जक | है ४ ध हि. के दि हे 53 हे - ४ भुषअंद, श्डश् श्द कि 
पट 0७ + क्‍भिनुप्ताश, ्ि- है गुदा ,/ध आडप्ज (प्र 
[| म ह #॥ ऊन | ग्रड [ ' रू 
जिरस ० है जद 
वारवदे जुडे भी हर 
जूतशर 4८२ गदर 
का [227 ५०० 
दीय 
झोष्पारव 


१० "पा +७ ० ५+७.३-> » . काम क ०. 





जीवन-तथ्प 


सौर सान से काल-गणना २५ 
जन्म-स्थान २५ 

जन्म-कुण्डली २६ 
पंचकल्याणक-तिथियाँ २७ 
विशद काल-निर्णय २८ 

. स्थल काल-निर्णय २६ 


कि । 


है 
5 


सोर मान से काल-गणना 


वर्षायनतुयग पूर्वक मत्र सोरात, 

मासास्तथा च तिथयस्सुहिदांश मानात । 
यत्कृच्छ सुतक चिकित्सक वास रांध, 

तत्सावनाश्थ घटिकादिक मार्क मानात । 


(वर्ष, अयन, ऋतु, युगादि का विचार सोर मान से, मास और 
तिथि विचार चान्द्र मान से, कृच्छ ब्रत-सूतक-चिकित्सा के दिन-वार 
आदि का विचार सावन-मान से तथा घड़ी-पछ आदि का विचार 
नाक्षत्र मान से करना चाहिये ।) 


बद्धसमान महावोर का जन्म-स्थान 


१-कृण्डग्राम - काव्यशिक्षा 

२-कुंडग्गाम - आवशध्यक निय क्ति 

३-छक्ष त्रियकुण्डग्राम 

४-कुण्डलपुर 

५-कुण्डलीपुर - चामण्डराय (बद्धमान पुराण | 
६-कुण्डपुर-आचण्ण बद्धमान पुराण 

3-सिरिकुण्डगाम - नेमिचन्द्र सूरि, महावीर चरित 
८-कुण्डला - आचार्यसक लकीति 

०-वेशाली नामकुंडे - दंशाली के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर अंकित 


नए 


दि 


जन्म-कण्डली 


जन्म: चंत्र सुदी १३, सोमवार, ई. पू. ५९९; नक्षत्र : उत्तरा 
फाल्गुनि, सिद्धार्थी संवत्सर (५३); राशि-कन्या, निशान्त समय 





महादशा : बृहस्पति; दशा : शनि; अन्तंदशा : बंध 
जन्म-स्थान : वेशाली-कुण्डलयुर (क्षत्रिय कुण्डग्राम) 
पिता : सिद्धाथं&. नाना-चेटक 

माता : त्रिशला;,. नानी-सुभद्रा 

झूरु-रए०छ, जर्ततर-लरच्छाव , वंश-इुदवएऋ , गए७-कणप 


दृष्टे ग्रहैरध निजोत्त्वग्त: समग्रैलंग्ने यथा पतितकालमसूत .राज्ञी | 
चेत्रे जिनं सिततृतीयजया निशान्ते सोमान्हि चन्द्रमसि चोत्तर फाल्गुनिस्थे ।।' 


--भ्रसग॒ कवि, वर्दधमान चरित्न, १७।५८. 
(उच्च ग्रहों द्वारा लग॒न के दृष्टिगोचर होने पर, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सोमवार को उत्तर 
फाल्गुनि नक्षत्र पर चन्द्र की स्थिति होने पर निशा के भ्रन्त भाग में रानी ने तीर्थंकर महावीर 
को जन्म दिया ।) 

(क) 'चैत्न सितपक्ष फाल्गनि शशांक योगे दिने त्रयोदश्याम। 
जज सर्वोच्चस्थेषु गृहषु सौम्येपु शुभलग्ने ॥' 
ख ह झअच्ति सियपक्खे 
(ख) 'भच्छिता णवमासे अरट्रयदिवसे चइत रि ।! --जय धबला, भाग १, पृ. ७८. 


नए 
पंच कल्याणक तिथियां 
गर्भकाल संवत्सर 
आपषाढ़ श॒. ६ उत्तर-हस्ता, शक्वार १७ जन, ५९९ ई. पू. 
जन्म सिद्धार्थो* 
चेत्र श. १३ उत्तर फा., सोमवार २७ मां, ५९७€ई. प्‌. 
दीक्षा सर्वधारों 
मगसिर क्र. १० उत्तर हस्ता, सोमवार ८० दिसम्बर,५६५९ ई. पृ. 
केबलजान शार्वरो 
वेशाख श्‌. १० उत्तर-हस्ता, रविवार २६ अप्रेल, ५५७ ई. पू. 
निर्वाण शुक्ल 
कातिक कृ. २० स्वाति, मंगलवार १५ अब्टवर, ५२७ ई. पृ. 


४ वेदशास्ल प्रभावअभ: सिद्धि चितश्च कोमल: । 
सुकुमारों नपै: पूज्य: कवि: सिद्धाथिनों नर: | 
“-भानसागरी पद्धति; ५२. 


२८ 


बिदशवद काल-निणय 





१-कुमार काल <९ वर्ष ७ माह १२ दिन 
२-तप काल १२ वर्ष ५माह १५ दिन 
३-देशना काल २९० वर्ष ५माह २० दिन 
४-योगनिरोच भा २ दिन 
'७० वर्ष ६ माह १८ दिन 
'६--गर्भकाल --. ०९माह ७ दिन १२ घंटे 
७१ वर्ष ३ माह २५ दिन १२ घंटे 


१. धद्भावोसं सत्तयमासे दिवसे य वारसयं ।॥|३०॥।| -जय ध ; भाग १, प. ७5८. 
२. गमइ्य छदुमत्यल वारसवासाणि पंचमासेय । 
पणष्णर्साण दिणाणि य निरयणसुद्धों महावोरों ॥३२॥ 
३. वासाण्‌ णत्तीसं पत्र य मासे य दीसदिवसे य ।॥३५॥। -जय ध., भाग १ » पं. 5१ 
४. पप्ठेन निष्ठित कृतिजिन बडंमान:॥२६॥| -(निर्वाण शक्ति ) 
“संस्कृत टीका-पप्ठेन दिन देन परिसंदयाते भ्रायधिसति । 

५४. भ्रच्छिता णवमासे अटूयदिवसे चखदस-सियपक्यों । 

“जय. ध., भाग १, प. >3८. 


२९ 
स्थल काल-निर्णय 


१. कुमार-काल ३० वर्ष 
२. तप-काल १२ वर्ष 
३. देशना-कालू ३० वर्ष 


आचाये पृज्यपाद ने निर्वाण-भक्ति के निम्नांकत श्लोकों मं 
महावीर का कुमार-काल ३० वर्ष, तप-काल १२ वर्य और देशना-काल 
३० वर्ष माना है। इस प्रकार उन्होंने महावीर की आय स्थरू गणना 
क॑ अनुसार ७२ व मानी है।* 





मुक्तवा मूमार काले क्रिशद्वर्पाण्यनंतगणराशि:। नि. भ. 3. 
(क 


१>सककानत 


उम्रेस्तपोविधानैडादिश वर्षाण्यभरपृज्य: ।१०। 
(सम) देशयमानों व्यहरस्त्रिंग दर्गाव्ययथ जिनन्द्र:।१५। 
-“आतचाये पृज्यपाद निर्वाण भवित 
(ग) द्विसप्तति: स्थालखल वर्धमाने ।।' 
--वरांग चरित्र, सप्तति, ५५ ए्लोक 
(घ) वर्धमान महावीर की परम आय केवल ७२ वर्ष थी। 





यह झभिलेख ई. पु. ४४३ का हे 


“मिणाय' नामक ग्राम जो अजमेर से ६२ मील दूर है. पं. गौरी- 
डंकर हीराचन्द ओझा (अजमेर के पुरातन्वान्बेषी) ने एक किसान 
से एक पत्थर प्राप्त किया जिस पर वह तम्बाक कटा करता था । पत्थर 
पर अंकित कुछ अक्षर थे जिमें उन्होंने पढ़ा, अक्षर प्राचीन लिपि में 
थे, वे अक्षर थे-- 

“विराय भगवताय चतुरसीतिवस काये सालामालिनिय' * * * *** 
रनि बिट माज्झमिवः ली कम मी । हि 


अभिषप्राय--महावीर भगवान से ८४ वर्ष पीछे शालामालिनी नाम 
क राजा ने माज्सञसिका नामक नगरी में, जो कि पहले मंवाह की 
राजधानी थी-किसी वात की स्मति के लिए यह लेख लिखवाया था । 
यह शिलालेख थीर के निर्वाण के ८४ वर्ष बाद लिखाया गया है । 
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पहले वीर निवॉण संवत्‌ प्रचलित 
था और लेखादि में उसका उपयोग किया जाता था । उक्त शिलालेख 
अजमेर म्यजियम में सुरक्षित है।' 


+ यह प्रभिलेख सेट भागचन्द सोनी के सौजन्य से प्राप्त हुआ । 


ना नल “अ "कल वही पाक एफ फिनकनिनननए के हा हुं: ७ हनन ४ कर 
* सम न पक शिण अीएड औआा। दि 
हैं; 2 87० मेज * पे १४३ 
न छा द् 5 प्‌ 5 
4५ छू  उअसे कि 
रा नामक कण छोर हें 


ब् ख्दे कहें ४ र्क १ है हे क नव 
न्‍ ह॒ हल यु आओ ५ ५८ ही 2 
रा ५; हु; ४ हट व मजा मय, ४ 
बंदी पट “कसम 2 37 फिर पा 5 
हि रॉ "है के बका का को * | 
हे हक की जड “२4 ४० द 
हे. 


] 
मी 





'बेशाली जन का प्रति पालक, गण का आदि विधाता । 
जिस हूँढ़त। देश आज उस प्रजातंत्र की भाता ॥ 
सको एक क्षण, पथिक यहाँ मिट्री को शीण नवाओं । 
राज सिद्धियों की सम्पत्ति पर फूल चढ़ाते जाओ ॥ 


“--राष्ट्रकवि श्री रामधारीसिह 'दिनकर' 


३२ 
महाःमा बद्ध ने लिच्छवियों को स्वर्ग के देवता' कहा है,-- 


ये सं सिक्खये ! सिक्‍ख न देवा ता्तिरा श्रढ्धिट्ठा । 

ग्रोलोकेथ मिक्‍्खयें ! लिणखछवनी परिसं, झपलोकेथ, 

मिक्‍्खवे ! लिएछयोी परिसरं ! उपसंह रथ सिक्‍्खवदे ! 

लिरुछवे ! लिण्छवी परिसर तायतिस्ता सदसन्ति ।। 
--महापरिनिव्वाण सुत्त-६६ 


(देखो भिकखुओं, लिच्छत्रियों की परिपद्‌ को, भिक्‍खुओ, देखों 
ल्िच्छेवियों की परिषद्‌ को ! भिकरुओ, लिक्छवियों की परिषद्‌ को 
दे व-परिपद्‌ (त्रयस्त्रिशं) समझो ! ” देवताओं की परिषद्‌-सी दिखाई 
पड़ने वाली लिच्छवी-परिपद को देखकर महात्मा गौतम बद्ध कितने 
पुलकित और आनन्द-विभोर हो गये ! उन्होंने देव-परिषद की तनह 
उसे दिव्य दशन कहा ! ) 


'बशालोनाम कुण्डे-कुमारामात्याधिकरण (स्य) * 


(च 6 ४४७5७). 8७&. ॥37.0 66 70 वा 6ठएाश+७5 
7॥0»)» व्का. ॥+6ठाशरत 7२7 0705-. ' ४६५५॥.।]४.५ ४ ४३६ (४): 





>-...स+ सकममामरमभा-इाकाका, ज नगन-ना- ०. वे + वनकमकानन + न |» नाक -०--- 


# ै. ७. [. रि,. णा 9]3-]4 !शवाल ४] (छा 4 30ए0णा जा 9. 34 
5८0) ७०. >00॥ 


'सिन्धदेशे विशालास्यपत्तने चेटकों नप: । 
श्री मज्जिनेन्द्र पादाब्जसेवनेकम धछैबत: ॥।' 
--पआ्लाराधना कथा कोष ४, पृ. २२८, वेशाली | 
७. शिल्पि विपयद वैशाली नगर मनालव परमाहंच्चटक मही पतिग।' 
--चामण्डरायकृत, वर्धभान पुराण. प. २€५. 


३३ 


ह।5२.4१४३7१47>2म8्ना5४.54२,ब/४., उजला& फरार) | एटाएवारा. 
२7 7,0777 ॥]70 ऋछल/गारार 4६७807०घ४०)५७५' (5१५७) 872040४४ ० 
णप्षहर ६ 0"ब०,.5 कब वनाः बार८5 ॥5 णाफ़ाार२ शा 5ए हर २0०0फ7४४* 

“एक वंशाली मुद्रा जो कि गप्तकालीन है, उसमे एक गाथा है, 
'बेशालीनाम कण्डे, कमारामात्याधिकरण' (स्य) जिसका तात्पये 
है कि उपयकत कुण्ड स्पप्टतया क्षत्रियकुण्ड से सम्बन्धित था, क्योंकि 
इस प्रकार का दूसरा कुण्ड, इस क्षेत्र म <प्टिगोचर नहीं होता । 


“ज्षोबीसव तीथथंकर महार्व,र (वद्धमान) के जन्म स्थान बे 
वियय म॑ अरुंक मत है । परन्तु यथाथ यह है कि महावीर का जन्म 
दगालों के निकट कुण्डप्राम भ हुआ था । मजफ्फ्स्पर जिले के हाजी- 
पुर सव-डिटोजन मं स्थित वसाढ़ हो आचीन बंशालो है| कृण्डग्राम को 
आजकल वासकण्ड कहते हैं । लिच्छिआइ क्षत्रिय कुण्ड या १ण्टलपुर ही 
हावीर का वास्तविक जन्म-न्थान है । प्राचीन लिच्छवियों की राज- 
थ।नी बैशाली को ही आजकल बसाइ कहते हैं और मद्दावोर को विदेह 
विदेहदत्त, विदेह-सुकुमार और वेशालिक भी कहा गया है । यह निष्कर्प 
बेशालो नाम से निकाला गया है; क्योंकि सूत्र क्ृतांग १३ में महावीर 
को बशालिक नाम दिया गया हैं। वेशालिक का अथे अचन्ततोगत्वा 
वेशाली का रहने वाला है। अतः महावीर का यह नाम उपयवत ही 
था जवकि कुण्डग्राम वेशाली के निकटस्थ था । 


सिद्धाथ की पत्नी त्रिशला राजा चेटक को पत्नी थी, जो कि 
बशाली क॑ राजा थे। उन्हें वेदेही या विदेहदत्ता कहा जाता है क्योंकि 
वे विदेह के शासक वंश मे 4ंदा हई थी । इंस प्रकार महावीर का अपने 
समय में व्याली के महत्वपूर्ण लिच्छवी गणतंत्र क्षत्रियों से रक्त-सम्वन्ध 
था। 


# १, 5. , 7२, 07 9]3-]4; 236 जांशां (जशातरक्राा 300०० णा ७. 434; $5698| 
0. 200); &7 हृैथ्वा।५ ज्ाबइा0ठ9 ण रब्बांड्राता 09 07. १०३९० ३ ी5वगा98; 
0982० 224. 


३४ 


.._“बशाली के ठीक वाहर कुण्डग्राम नामक नगर था। संभवतः 

वासु कुण्ड के आधनिक ग्राम के रूप में वह जीवित है और यहीं पर 
सिद्धार्थ नामक एक सम्पन्न राजा रहते थे जो ज्ञात नामक एक क्षत्रिय 
कुल के मखिया थे। यही सिद्धार्थ वढंमान (महावीर ) के पिता थे। ” 


एक बौद्ध अनुश्रति के अनुसार बेशाली नगर में तीन भाग थे- 
“बेैशाली के तीन भाग थे। पहिले भाग में ७००० सोने के गम्बद 
वाले मकान, मध्य में १४००० चांदी के गम्वबददार मकान और अंतिम 
भाग में २१००० ताँब के गुम्बद वाले मकान थे। इन मकानों में 
उच्च, मध्यम और निम्नवर्ग के लोग अपनो-अपनी स्थिति के अनुसार 


रहते थे 

जनों क॑ अन्तिम तीर्थंकर जेनधर्म-प्रन्थों में “बवंशालीय'' वैज्ञाली 
क॑ निवासी कहें जाते हें और यह भी कहा जाता है कि उनका जन्म- 
स्थान विईह कुण्डग्राम म॑ं था। विदेह और तिरहत दोनों का 
प्रयोग प्राचीन लेखकों द्वारा पर्यायवाचो अर्थो में होता है ।"' 


१. डा. जाल कार्पेण्टियर पोएच. डी. उपसाला विश्वविद्यालय, केम्श्रिज हिस्टी भ्ररंफ 


इंडिया, जिल्‍द १, प. १५७. 
२. रॉक हिल (लाहफ झ्रॉफ बंद, प. ६२)। 


छू 


३. डा. टी. ब्लॉश, प्राकंयालॉजिकल सर्वे श्रॉफ इंडिया 'बसाड़ को खुदाई' शोक, व्‌. ८२. 


३५ 
वशालो नगर 


८०००-महल मकान (हर मकान म॑ उद्यान और तालाब ) 
१,६८,० ० ०-जनसंख्या (बाह्य नागरिक और आन्तरिक नागरिक ) 
७००० -सुवर्ण ग॒म्बद 
१४०० ०-रजत ग॒म्बद 
२१०००-ताम्र गृम्वद 
७७०७-संसद्‌ सदस्य! 
अट्टु खो इमा आनंद ! परिसा 
अर्थ :- 
हे आनन्द ! परिषद्‌ आठ प्रकार को होती है । 
(१) क्षत्रिय-परिषद्‌ (२) श्रमण-परिषद, (३) ब्राह्मण- 
परिथर्‌ (विद्वत्‌ू-परिषद ), (४) गहपति-परिषद्‌, (५) चातुमंहा- 


राजिक-परिपद्‌ू, (६) त्रायस्त्रिंश-परिषदूु, (७) मार-परिषद्‌ 
(८) ब्रह्म-परिषद्‌ । 


१. गढ़ १हे हि राजान: स्वस्य स्वस्थ प्रियंकरा ।' महा. सभा. १४/२. 


एकक एवं मन्यते भ्रहं राजा भ्रह राजा राजेति । “ललित बिस्तर ३ /२३, पृ. १५ 
२. महापरिनिब्वानसुस्त . 


३६ 
न्यावते राज प्रासाद 


आपादस्य सिते पक्ष पष्टयां शशिनि चोत्तरा- 
पाद सप्तततल प्रासादस्याम्यन्तर वर्तिनि।। 
नन्द्यावतं* गह रत्नदीपिकाभि: प्रकाशित, 
रत्नपयं के हंस-तुलिकादि विभषिते।॥।' 


-आचाय॑ गणभद्र, महापुराणे-उत्तरपुराण 3४॥२५३-५४ 


(आपाढ़ शक्ल पप्ठी क॑ दिन जवकि चन्द्रमा उत्तरगषाढ़ नक्षत्र 
में था, तब सिद्धार्थ की प्रमन्न-बद्धि रानी प्रियकारिणी त्रिशला सात- 
खण्ड वाले राजमहल मे रत्नदीपिका प्रकाशित नंन्द्यावर्त राजप्रासाद 
में हंस-तू लिका आदि से सुशोभित रत्न-पलंग पर सो रही थी । अयोध्या 


मे भारत-चक्रवर्तो के राजभवन के एक पक्ष का नाम भी नन्द्यावतं था ;) 


नन्शावर्तों निवेशोउस्य शिविरस्पाल धीयस: । 
प्रासादों बैजयन्लाख्यों. य:सब्बत्र सखावह: । | 


--भ्राचाय जिनसेन, झआादिपुराण ३३/१४७. 


तोर्थ कर महायोर 


भपति समौलि माणिक्य. सिद्धार्थों नाम भूषति: । 
कुणष्डप्राम पुरस्थामी तस्य पुत्रो जिनोध्वतु ।। 
-काव्य शिक्षा ३१ 


(कुण्ड ग्राम" नामक नगर के क्षत्रिय राजन्य नृपति सिद्धार्थ 
राजाओं के म॒कुट-मणि हैँ । उनके पुत्र महावीर तठीथ॑कर हमारी 
रक्षा करें।) 


जब ग्रीष्म का सूर्य अपनी प्रखर किरणों से जगत को संतप्त 
कर डालता है, पक्षियों का उन्मुक्त गगन विहार बन्द हो जाता है, 
स्वच्छन्द विहारी हिरणों की खुले सेदान की आम।दमयी क्रीड़ा रुक 
जाती है, असंख्य प्राणघारियों की तृषा बुझाने वाले सरोवर सूख जाते 
हैँ, उनकी सरस मिट्टी भी नीरस हो जाती है, जनता का आवागमन 
अवरुद्ध हो जाता है, प्राणदायक वाय भी तप्त लू बनकर प्राणहारक 
बन जाती है, समस्त थरूचर, नभचर प्राणी असह्य ताप से त्रा हि-त्राहि 
करने लगते हैं । 

तव, जगत्‌ की उस व्याकुलता को देखकर प्रक्ृति करवट लेती 
है, आकाश में सजल काले वादल छा जाते हैं, संसार का सन्‍्ताप मिटाने 
के छिए उनम॑ से शीतल जल-विन्दु टपकरने छगने हैं, वाप्प (भाष) 
के रूप में पृथ्वी से लिये हुए जल-ऋण को आकाश सूद-समेत 
चुकाने के लिए जलधारा की झड़ी बाँध देता है। जिसमे एथ्वी न 
कंवल अपनी प्यास बुझाती है, अपितु असंख्य व्यक्तियों को प्यास 


अथ देशो5स्ति विस्तारी जम्बढ्ीपस्य भारते 
विदेह इति विख्यात: स्वरंखण्ड सम: स्षिय:। 
तताखण्डलनेत्राली पदिमनी खण्डमण्डनम 
सुखांभ: कृष्डमाभाति नाम्ना कुण्दपुरं पुरम ।। 
--भाचाय जिनसेन, हरियंश पुराण १/२११-४ 


३८ 


बलझ्ाने के लिए अपना भंडार भी भर लेती है, जनता के आमोद-प्रमोद 
के लिये हरी घास की चादर भी विछा देती है, समस्त जगत का सन्‍्ताप 
दूर हो जाता है और सभी मनपण्य पशु-पक्षी आनन्द की ध्वनि करने 
लगते हैं । 

इसी तरह स्वार्थ की आइ में जब दुराचार-अत्याचार संसार में 
फेल जाता है; दीन, हीन, नि:शकत प्राणी निर्देयता की चक्की में 
पिसने लगते हैं, रक्षक जन ही उनके भक्षक वन जाते हैं, स्वार्थी दयाहीन 
मानव धर्म की धारा अधमं की ओर मोड देता है, दीन असहाय प्राणियों 
की करुष्न पुकार जब कोई नहीं सुनता तब प्रकृति का करुण स्रोत 
बहने लगता है। वह ऐसा पराक्रमी साहसी वीर ला खड़ा करती 
है, जो अत्याचारियों क॑ अत्याचार को मिटा देता है*; दीन-दुःखी 
प्राणियों का संकट दूर करता है ओर जनता को सत्पथ दिखाता है । 


आज + २६०० वर्ष पहिले नारत की वसुन्धरा भी पराप-भार से 
काँप उठी थी। जनता जिन लोगों को अपना धमं-गुरु पुरोहित 
मानती थी, धर्म का अवतार समझती थी, उन ही का मुख रक्‍त- 
माँस का लोलप बन गया था, अत: के अपनी लोलपता शानन्‍्त करने 
के लिए स्व, राज्य, पुत्र. घन आदि का प्रलोभन देकर भोली-अबोध 
जनता से हवन कराते थे-उनमें वकरों आदि क़्नक म॒क, निरीह ओर 
निरपराध पशुओं, यहाँ तक कि कभी-कभी धर्म के नाम पर कत्ल 
करके उनके माँस का हवन करते ५। ज्ञानहीन जनता उन स्वार्थी, 
मान हुए धर्-गरुओं के बचनों को परमात्मा की वाणी तमझकर 
दयाहीन पाप को धर्म समझ बेटी थी: इस तरह दीन, निरबंल, 
असहाय पशुओं की करुणा-जनक आवाज सुनने वाला कोई न था । 

इस प्रकार मस-लोलूप धर्मान्धरों का ग्वार्थ और जनता का अज्ञान 
उस पाप-कृत्य का संचालन कर रहा था ' उस समय आवश्यकता थी 

'श्राचाराणां विधानेन कुंद्प्टीनां ल मम्पदाम्‌ | 

धर्मरेतानि परिप्राप्तमुच्छुयन्त. जिनोनमा:' ।।' --पदुम पुराण ५/२०६ 


'बिसय विरलों समणो छट्सवर कारणं भाऊण। 
तित्थथर नामकम्मं बंधडद धइरेण कालेण ।।' “+भावपाहुंड ७६. 


३९ 


जन-साधारण को ज्ञान का प्रकाश देने की-और पथ-भ्रष्ट धर्मान्धों 
का हृदय बदलने की. जिससे भारत का पाप-भार हल्का होता और 
पाप को दुर्गन्‍्ध देश से दूर होती । 


उस समय घधन-जन पूर्ण विशाल नगरो वैशाली गणनन्त्र शासन 
की केन्द्र बनी हुई थी । उस लिच्छवी गणतन्त्र शासन के गणनायक थे 
राजा चेटक' । चेटक की गुणवतो त्रिलोक सुन्दरी पुत्रियों में 
से एक का नाम था 'त्रिशला । त्रिशला का कुण्डलपुर (कुण्ड ग्राम ) 
क॑ शासक ज्ञातृवंरीय क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के साथ उत्तम तिथि पर 
पाणि-ग्रहण हुआ था, रानो त्रिशला राजा सिद्धार्थ को बहत प्रिय 
थी, अत: उसका अपर नाम 'प्रियकारिणी भो प्रसिद्धि पा चका था, 
त्रिशला सवेंगण-सपन्ना आदर्श नारी थो। 


एक समय रात्रि को जव रानी त्रिशला नंद्यावते राजभवन में, 
आनन्द से सो रही थी. तब उसे रात्रि क॑ अन्तिम पहर में सोलह सुन्दर 
स्वप्न दिखायी दिये*: १. हाथी, २. बैल, ३. सिह, ४. लक्ष्मी 
५. दो मालाएं, ६. चन्द्रमा, ७. सूर्य, ८. दो मछलियाँ, ९. जल से 
भरा सुवर्ण कलश, १०. तालाव, ११. सम्‌द्र, १२. सिहासन, १३. 
दंवबां का विमान, १४. धरणन्द्र का भवन, १५. रत्नों का ढेर, १६. 
निध्‌ म अग्नि। वह रात्रि आषाढ़ सुदी ६ की थी, उस समय हस्त 
नक्षत्र था। 


स्वप्नों को देखकर त्रिशवला रानो की नंद खुल गई । 'इन स्वप्नों 
का क्‍या फल होगा ?  त्रिशला को यह जानने को बहुत उत्कण्ठा हुई । 
अत: प्रभात समय क॑ कार्य समाप्त करके स्नान करने के अनन्तर वह 


'सो चेडवी सावझो । ---अभराव. च. उ. १६८ चेटकस श्रावको ।' क्रिपप्टि, १०६/१८८ 
'नयविनय विक्रेमादि गणपेटकने निप चेटक राजंगमतुल सौभाग्य भद्रेयनिसिद सूभद्रेग ॥। 
-“प्राचण्ण, वध्मान, प्राण १५६/३५२ 
माता-यस्य-प्रभात करिपति ब्रृषभा सिह्पीत॑ चर लक्ष्मी । 
मालायुग्म॑ श्शांक रविऊपयुगल मृर्ण कुम्भी तटाक॑ ।। 
पाथोवि सिह पोठं सुरगणनिभत व्योमयानं मनौजं । 
चाद्राक्षी न्‍्नागवासं मणि गण शिखिनौ त॑ जिन नौमि भक्‍त्या।। ॥॥१॥। 


४७० 


५ बड़ी उमंग के साथ राजा सिद्धार्थ के पास पहुँची। राजा सिद्धार्थ ने 
त्रिशला को बड़े सम्मान और प्रेम क॑ साथ अपनी वायीं ओर सिहासन 
पर बेठाया और मुस्कराते हुए आने का कारण पूछा ! 


: रानी त्रिशला ने मधुर वाणी में प्रभात से कुछ पूर्व देखे हुए सौलह 
सु-स्वप्न सुनायथे और राजा सिद्धार्थ से इन स्वप्नों के प्रकट 
फल पूछे । 

राजा सिद्धार्थ निमित्त-शास्त्र के वेत्ता (जानकार) थे, उन्होंने 

त्रिशला रानी के देखे हुए स्वप्नों का फल* जानकर वड़ी छसनन्‍नता के 

साथ रानी से कहा कि तुम एक सौंभाग्यशाली, बलवान, तेजस्वी, 

अतिथय ज्ञानी, महान गणी, यशस्वी, जगत्‌ के उद्धारक, मुब्तितगामी 

पुत्र की माता बनोंगी । आज वह तुम्हारे उदर में अवतरित हुआ है । 
इसकी शुभ सूचना देने क॑ लिए ही ये स्वप्न तुम्हें दिखायी दिये है । 
झस्वप्नपूर्ण जीवानां न हि जंतु शुभशुभम्‌।। 

-क्षत्र चड़ामणि १॥१२ 

अपने घर अत्यन्त सोभाग्यशाली जीव का आगमन जानकर 

राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को बहुत हे हुआ | वे उस दिन की 

प्रतीक्षा करने लगे, जब उन्हें पुत्र-मख देखने का मंगल अवसर प्राप्त 

होगा । 


देवों ने इन मंगल क्षणों में राजा सिद्धार्थ के घर बहुत उत्सव 
किया । उसी दिन से ५६ कुमारिका देवियाँ तिशला रानी की संबा 
करने के लिए नियक्त हुईं । इन देवियों ने रानी त्रिशला की गर्भावस्था 
में बहुत अच्छी परिचर्या की। रानी की चिर-नियक्त परिचारिका 
प्रियंबदा भी रानी की सुख-सुविधा में पूरा योग दे रही थी : प्रियंवदा 
नें रानी को किसी भी तरह शारीरिक तथा मानसिक कष्ट नहीं होने 
दिया। विविध मनोरंजनो द्वारा उसने रानी त्रिशला का चित्त प्रसन्न 
रखा, उन्हें किसी तरह का खेद न होने दिया । 


'सिद्धार्थ नपति सनयो भारत वास्ये विदेह कृण्डपुरे। 
देवां प्रियकारिधष्यां भुस्वप्तान्संग्रद्य॑ विभ: ।।' “--निर्वाण भक्ति ४. 


डर 


जन्मोत्सव 


नो मास सात दिन वारह घंटे व्यतीत होने पर चेत्र शुक्ला त्रयदशी * 
के शुभ दिन अयंमा योग में रानी त्रिशला ने एक अनुपम, तेजस्वी, सवां ग 
सुन्दर पुत्र को प्राची से होने वाले सूर्योदय की भाँति, जन्म दिया। 
उस समय समस्त जगत्‌ में शान्ति की लहरें विजली की तरह फंल गईं । 
नारकीय यंत्रणाओं से निरन्तर दु:ःखी जीवों को भी उस क्षण में शान्ति 
की साँस मिली। समस्त कुण्डलपुर में आनन्द-भेरी बजने लगी । 
सारा नगर हर्ष में निमग्न हो गया। पुत्र-जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 
राजा सिद्धार्थ ने बहुत दान किया और राज्योत्सव मनाया । 


जब सौधमं का इन्द्रासन स्वयं कम्पित हो उठा तब इन्द्र को अवधि- 
ज्ञान से ज्ञात हुआ कि कुण्डलपुर में अन्तिम तोर्थंकर का जन्म हुआ है । 
वह तत्काल समस्त देव-परिवार को साथ लेकर, नृत्य-गान करते 
हुए कुण्डलपुर आया। वहाँ राजभवन में पहुंच उसने अगणित मंगल 
महोत्सव मनाये । कुण्डलपुर का कण-कण उन देबोत्सवों में गूज उठा । 
इन्द्र ने माता त्रिशला की स्तुति करते हुए कहा-- 

“माता, त जगनन्‍्माता है। तेरा पुत्र विच्व का उद्धार करेंगा। 

जगत्‌ का श्रम और अज्ञान दूर करके विज्व का पथ-प्रदर्शक 

बनेगा। तू धन्य है! इस जगत्‌ में तुन्न जैसी भाग्यशालिनी 

माता कोई और नहीं है ।' 

इन्द्र ने राजा सिद्धार्थ का भी वहत सम्मान किया । तदनन्तर 
इन्द्राणी उस नवजात वालक को प्रसूति-गह से वाहर ले आयी और 
माता के पास एक अन्य कृचिम बालक रख आयी। इन्द्र उस बाल 
तीर्थंकर को गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो, सुमेरु पर्वत 





+* “चैबसित पक्ष फाल्गुनि शांशकयोंगे दिने अयोदश्या, । 


जज्ष स्वोच्चस्थेधुग्रट्ूप सौम्येथ.. शभलरीं ॥-- 
' --निर्वण भक्ति ५. 
“पाथिव चडारन्न॑ ली्थकरेंदृदयाचलं प्राप्ताने- 
कार्य परिषालित बंध साथ सिद्धार्थ नेलेयोलले कृतार्थ | 
--प्राचण्ण, वर्धमान. पृ. (कन्सड़) १३/३६. 


४२ 


, पर गया। वहाँ सिहासन पर वाल तीर्थंकर का अभिषेक किया । 
अभिषेक के वाद कुमार तीर्थंकर को जब इन्द्राणी पोंछ रही थी तब 
वे उनके कपोछ-प्रदेश के जल-विन्दुओं को सुखाने में असमर्थ रहीं। 
ज्यों-ज्यों जितना बे उन्हें पोंद्धती थीं, त्यों-त्यों वे उतने ही विशेष 
दमक उठते थे । तदनन्तर इन्द्राणी की भ्रान्ति स्वयं ही दूर हो गयी; 
क्योंकि वास्तव में व जल की बंदे नहीं. अपितु इन्द्राणी के आभूषणों 
के प्रतिविम्ब मात्र थे जो तीर्थंकर के स्वच्छ बदन पर दमक कर 
जल-विन्दुओं की प्रान्ति उत्पन्न कर रहे थे। तीर्थकर स्वभावत:ः 
सुन्दर थे, उन्हें सुन्दर वम्त्राभूपण पहिनाये गये! और खब हर्थोत्सव 
किया गया। नंग्यावर्त राज प्रासाद के ध्वज पर सिहँ का चिह्न था, 
अत: अन्तिम तीर्थकर का चरण चिह्न सिह रखा गया। जन्म 
समय से ही राजा सिद्धार्थ का वैभव, यज, प्रताप, पराक्रम 
अधिक बहने गा था, इस कारण उस वालक का नाम' वर्वेमान' 
रखा गया । 


१-घोडशाभरण 
'धन्‍्वा शेखर पट्ुहार पदक ग्रे यक्रालंबकम । 
केयूरां गदमध्य बंधूर कटीसूत्र चर मद्रान्वितम ।। 
चचत्व,डल कण्णपूर. .पाणिद्रये कंकणम । 
मजीर कटक॑ पदे जिनपते: श्री गधमद्रांकितम ।।' 
राजबूमार महावीर के सोलह प्राभपणों का वर्णन यहां प्रस्तुत है-- 
१-शेखर ८-पट्रहार २३-पदक ८-प्रैवेयक ५-प्रालंबक ६-केयरं ३-अ्ंगद ८-मध्यकेधर 
४-करटीसूत्र १०-मद्रा ११-चअचल वृ.हल १६ -कर्णपूर १६-कंकण १८-मंहीर १५-कटक 
१६-भ्रोगंध । 
४. मिहोओतांध्यजा । हति हेमचन्द्र:। सिल्ों लांफ़तान्यहेतां । प्रतिप्ठा, ११/६. 
३. 'नदगर्भतः प्रतिदिन स्वकुलस्थ लक्ष्मी 
दृष्ट्था मंदा विधकलामिव वर्धमानान्‌ 
सार्ध सुरभेगततो दशमेहिा. तस्य 
थी बर्धमान इति नाम चकार राजा।। --यधेमान चरित्र. १७-६१. 


४ 


अभिषेकोत्सव के पदचात्‌ इन्द्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर 
राजमार्ग से कुण्डलपुर आया । वाल-तीर्थंकर वर्धमान को इन्द्राणी 
पुन: माता त्रिशला के पास लिटा आयी; तदनन्तर समस्त देव-परिवार 
लौट गया । 


यह समय पूवंवर्ती तेइसवें तीर्थंकर पाइर्वनाथ के २५० वर्ष पीछे 
का तथा ईसा से ५९९ वर्ष पहले का था ।* 


तीर्थंकर वर्धभान शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चन्द्रमा के समान 
बढ़ने लगे। अपनी वाल-लीलाओं से माता-पिता, समस्त राज-परिवार 
को आनन्दित करने लगे । जन्म से ही उनके शरीर में अनेक अनुपम 
विशेषताएँ थीं-जैसे. उनका शरीर अनपम सुन्दर था, शरीर के 
समस्त अंग-उपाड्ड पूर्ण एवं ठीक थे, कोई भी अंग लेशमात्र हीन, 
अधिक, छोटा या वड़ा नहीं था; शरीर से सुगन्ध आती थी, पसीना 
नहीं आता था। वे वलशाली थे, उनके शरीर का रक्‍त दूध की तरह 
पवित्र था । उनकी पाचन-शक््ति असाधारण थी, जिससे उन्हें मल-मृत्र 
नहीं होता था; वाणी वहुत मधुर थी; शंख, चक्र, कमल, यव, धनुप 
आदि १००८ शभ लक्षण एवं चिह्न उनके शरोीर में थे। व॑ जन्म स 
ही महान ज्ञानी (अवधिज्ञानी ) 


.._ जिस तरह बाहरी पदाथों को जानने के लिए उनकी ज्ञान-ज्योति 
असाधारण थी, उसी तरह उनमें आध्यात्मिक स्वानुभूति भी अलौकिक 
थी, पूर्वभव से उदीयमान क्षायिक सम्यक्त्व (अविनाशी-स्वात्मानुभव ) 
उनको था। ऐसो अनेक अनपम महिमामयी विशेषताओं के पुञ्ज 
तीर्थंकर थे । न्‍ 

उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जब तीर्थकर वद्धमान की वय आठ वर्ष 
की हुई, तव उन्होंने बिना प्रेरणा के स्वयं आत्मशद्धि की दिशा में 
पग वड़ाते हुए हिसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच 
पापों क॑ आंशिक त्याग की प्रतिज्ञा कर्क अहिसा, सत्य, अचोर्य, 





+ 'पाश्वेशतोर्थ सन्‍्ताने पंचाशद्‌ दिशवातव्द के 


नदभ्यन्तर वर्त्यात्यमंहावीरोउ् जातवान ।।' “--उनर्पुराण २७, १. ४६२- 


डढं 


/अह्ाचंये और सीमित परिग्रह रूप पंच अणब्रतों का आचरण 
किया । 
स्वायुरादष्ट वर्षेम्य: सर्वेबां परतो भवंत । 
उदिताष्ट कषायाणां तीर्थेबां देश संयम: ।।' 
“आचार्य गणमद्र, उत्तर प्राण, ६।३५ 


वर्ड मान के नामान्तर 


श्री वद्धमान तीर्थंकर के असाधारण ज्ञान की महिमा सुनकर 
संजयंत और विजयंत नामक दो चारण ऋद्धि-धारक मुनि अपनी 
तत््व-विषयक कुछ शंकाओं का समाधान करने के लिए उनके पास आये ; 
किन्तु श्री वद्धमान तीर्थंकर के दर्शन करते ही उनकी शंकाओं का 
समाधान स्वप्न हो गया, उन्हें समाधान के लिए कुछ पूछना न पड़ा, 
यह आश्चर्य देखकर उन मुनियों ने तोर्थकर वद्धंमान का अपर नाम 
'सन्मति' रख दिया।' 
सत्य निर्णय/त्ग्राप्पा सन्‍्मतित्वं सुबोधवाक्‌ । 
पूृर्यों. देबगना।दभ्त्वात्राकलंकाबभूवियथ ॥।' 
-उत्तरपुराण ७३।२ 
एक दिन कुण्डलपुर में एक वड़ा हाथी मदोन्मत्त होकर गजशाला मे 
वाहर निकल भागा। वह मार्ग में आने वाले स्त्री-पुरुषों को कुचलछता 
हुआ, वस्तुओं को अस्त-व्यस्त करता हुआ इधर-उधर घमने लगा । 
उसे देखकर कुण्डलयुर की जनता भयभीत हो उठी और प्राण बचाने 
के लिए यत्र-तत्र भागने लगी । नगर में भारी उथधल-पुथल मच गयी । 
श्री वद्धमान अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा' कर रहे थे. मदोन्मत्त 
हाथी उधर ही जा झपटा। हाथी का काल ज॑ंसा विकराल रूप देख, 


१. 'मन्मतिमंहति्थीरों महावीरोहन्त्थ काश्यप:। 


तनाभान्वयों बर्धभानों यक्तीयमिह साम्प्रतम ।॥।' -धनंजय नाममाला ११५ 
'झल तदिति त॑ भकतया विभृष्योदधविभषण। 
बोर: श्रीवध्ंमानश्वेत्यस्याहितय व्यधात्‌ । --उत्तरपुराण, ७४/२७६. 


२. 'मनोश्मुकृल चर बयोझमकल नानावि२ध क्रीडनमाचरम्ति | 
ये झत्रपुन्ना जिनवालकेत ते सम्तु चामी कुलजा: कुमारा:।। -प्रति €. 


है. 


खेलने वाले बालक भयभीत होकर इधर-उधर भागे परन्तु वद्धमान 
ने निभंय होकर कठोर दब्दों में हाथी को ललकारा । हाथी को बद्धमान 
की ललकार सिह-गर्जना से भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत हुई अतः 
वह सहमकर खड़ा हो गया । भय से उसका मद सूख गया। तब 
वद्धमान उसके मस्तक पर जा चढ़ें और अपनी वज्य मुष्टियों (मककों ) 
के प्रहार से उसे विल्कुल निमंद कर दिया। 


तब कुण्डलपुर की जनता ने राजकुमार वद्ंमान की निर्भयता 
और वीरता की वहुत प्रशंसा की और वद्धमान को 'वीर' नाम से 


पुकारनें लगी, इस तरह राजकुमार वद्धमान का तीसरा नाम वीर 
प्रसिद्ध होगया । 


एक दिन संगम नामक एक देंव अत्यन्त भयानक विपधर का रूप 
धारण कर राजकुमार की निर्भकता तथा शक्ति की परीक्षा करने 
आया। जहाँ पर वद्धमान कुमार अन्य किशोर वालकों क॑ साथ एक 
वृक्ष* के नीचे खेल रहे थे। वहाँ वह विकराल सर्प फुंकार मारता हुआ 
उस वृक्ष से लिपट गया । उसे देखकर सव लड़क॑ बहुत भयभीत हुए, 
अपने-अपने प्राण बचाने के लिए वे इधर-उधर भागने लग, चीत्कार 
करने लगे, कुछ भय से मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े; परन्तु 
कुमार वद्धमान सर्प को देखकर रंच मात्र भी न डरे। उन्होंने निर्भयता 
पूर्वक सपे के साथ क्रोड़ा की और उसे दूर कर दिया । 


तव राजकुमार वद्धमान की निर्भयता देखकर वह देव बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसने प्रगट होकर वरद्धमान तीर्थंकर की स्तुति की 
एवं उनका नाम महाबीर' रखा और बालक को कथधे पर विठाकर 
नृत्य करने लगा । कुमार वद्धंमान क॑ अतिरिक्त अन्य तीन कुमार थे- 
चलघर, काकघर और पक्षघर । 


अकिना नमन | 


मं 


वटवक्षमथेकदा महान्त॑ सह डिभैराधिराध्य व्धभानम । 
र्ममाणमदीक्ष्य संगमाख्यो विव॒धस्त्रासयित समाससाद ।।' 

--अ्रमग महाकविकृत, वर्धमान चरित्र, 3/2५. 
'संगमकनेंबदेव॑ ता गड़केलुनुमिई भय राहित्यं ॥। 

--प्राचण्ण, बध्धभान पृ. १४/६७. 





डी [2 ढ प हे 
बकरे जंसे मुखवाला संगमदेव जो वर्धमान की निर्भयता से प्रभावित 
होकर उन्हें कन्धे पर बंठाये नृत्य-विभोर है* 


विवाह का उपक्रम 


राजकुमार वद्धंमान जन्म से ही सर्वांग सुन्दर थे, किन्तु जब उन्होंने 
कंशोये समाप्त करके यौवन में पदापंण किया तव उनकी सुन्दरता 
उनके अंग-प्रत्पंग से और अधिक झाँकने लगी । उनके असाधारण 
ज्ञान, बल, पराक्रम, तेज, तथा यौवन की वार्ता प्रसिद्ध हो च॒की थी, 


+ यह प्रसंग सेनापति चामुण्डराय कृत' बद्धमान पुराणम्‌' (कन्नड़ भाषा) के पृष्ठ २९१ पर 
झाया है। प्रस्तुत चित्र यमुना, मथुरा से प्राप्त ८ इंची मति-शिलापट्ट का है । यह मथुरा 
पुरातस्‍्य संग्रहालय, संग्रह सं. १११५ (हरीनाई गणेश) की कुृषाण काखीन प्रतिमान्तर्गत 
है। क्रीड़ारत राजकुमार हैं-बर्धमान, चलधर, काकधर, पक्षघर | 


४७ 


अत: अनेक राजाओं की ओर से महाबीर के साथ अपनी-अपनी 
राजकुमारी के पाणिग्रहण प्रस्ताव आने लगे।* 


कलिग-नरेश राजा जितशत्र की सुपुत्री राजकुमारी यशोदा 
उन सब राजकुमारियों में त्रिलोक सुन्दरी एवं सर्वंगण सम्पन्न नव- 
युवती थी; अतः राजा सिद्धार्थ और त्रिशला ने वद्धंमान कुमार का 
पाणिग्रहण उसी के साथ करने का निर्णय किया; तदनसार वे राजकुमार 
का विवाह बहुत वडे समारोह क॑ साथ करने के लिए तैयारी करने 
लगे । 


अपने विवाह की वात जब कुमार महावीर को ज्ञात हुई तो उन्होंने 
उसे स्वीकार न किया । माता-पिता ने बहुत कुछ समझाया परन्तु 
कुमार वद्धंमान विवाह बन्धन में बंघने के लिए तत्पर न हुए । 


यौवन के समय स्वभाव से नर-नारियों में काम-वासना प्रवल वेग 
से उदीयमान हो उठती है, उस कामत्रेग को रोकना साधारण मन॒ष्य 
के सामथ्य मे वाहर हो जाता है। मन॒प्य अपने प्रवल पराक्रम से 
महान्‌ बलवान वनराज सिंह को, भयानक विकराल गजराज को वश 
में कर लेता है, महान योद्धाओं की विश्ञाल सेना पर विजय प्राप्त कर 
लेता है, किन्तु उसे कामदेव पर विजय पाना कठिन हो जाता है । संसार 
में पुरुष-स्त्री, पशु-पक्षी आदि समस्त जीव कामदेव क दास बनें हुए 
हैं। इसी कारण नर-नारी का मिथुन (जोड़ा) काम-शान्ति के लिए 
जन्म-भर विषय-बासना का कीड़ा बना रहता है। उस अदम्य काम- 


* '“जिनेन्द्र वोरस्य समदभवोत्सवे तदागतः कुण्डपुरं सुहृत्पर: 
सुपूजिता कुण्डपुरस्यभूभता नृपो्यमाखण्डल तुल्य विक्रम :।। 
यशोदयायां सुतथवा यशोदया पवित्रया बौर विवाह मंगल 
झनेक कन्या परिवांरया रुहत्ममीक्षितं तंग मनोरथं तदा ।। 
स्थिते5बनाथे तपसि स्वयं भृवि प्रजात केवल्यविशाललोचने । 
जगद्धिभृत्ये विहरत्यपि क्षित्रि क्षिति विहाय स्थित वॉस्तपस्ययम ।। 


--देरिवंश पुराण, ६६/६. 


४८ 


वासना का लेशमात्र भी प्रभाव क्षत्रिय नवयुवक राजकुमार वद्धमान 
के हृदय पर न हुआ। 


राजकुमार महावीर ने कहा कि मैं जगत्‌ के जीवों को मिथ्या 
ससार-ब्ंधन से मक्‍्त होने का मार्ग बताने आया हूँ फिर में स्वयं गृहस्था- 
श्रम के बन्धन में क्‍यों पड ” फंली हुई हिसा, अज्ञान, भ्रम, दुराचार, 
अत्याचार का संसार से निराकरण करने का महान्‌ कार्य मेरे सामने 
है; अतः में कामाग्नि का दास वनकर अपनी शक्ति का अपव्यय 
नहीं कर सकता | 


अपने पृत्र का उच्च ध्पंय सिद्ध करने के लिए ब्रह्मचय को अटरू 
भावना जानकर रानी त्रिणला और राजा सिद्धार्थ चुप रह गये। उन्होंने 
सोचा कि वद्धमान हमारा पुत्र है, वय में हमसे छोटा है, किन्तु ज्ञान, 
आचार-विचार में हमसे बहुत वड़ा है। हित-अहित की वार्ता तथा 
कत्तंव्य का निर्देश हम उसे क्या समझायं, वह सारे जगत्‌ को समझा 
सकता है; अतः वह जस पुनीत पथ में आगे बढ़ना चाहता है, हमें 
उसमें बाधा डालना उचित नहीं । 


ऐसा परामझश करक उन्होंने कलिग-नरेश जितजत्र क॑ राजकुमार 
वरद्धमान के साथ यश्ञोदा के विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया 


और फिर कभी वड़ंमान को विवाह करने के लिए संकेत भी नहीं 
किया । 


तीर्थंकर वद्धमान क॑ पिता राजा सिद्धार्थ कुण्डलपुर के शासक 
थ। उनके नाना राजा चटक वशाली-गणतन्त्र के प्रमख नायक थें, वे 
अनेक राजाओं के अधीब्वर थे, अत: राजकुमार वद्धंमान को सव तरह 
के राज सुख प्राप्त थे। काई भी शारीरिक या मानसिक कप्ट उन्हें 
नहीं था। वे यदि चाहते तो पाणिग्रहण करक॑ वैवाहिक काम-सख 
का उपभोग और कुण्डलपुर के राज सिहासन पर बैठकर राज शासन 
भी कर सकते थे; परन्तु जिस तरह जल में रहता हुआ कमल भी जल 
ते अलिप्त रहता है उसी तरह राजकुमार वद्धमान सर्वसुख-सुविधा- 


४९ 


सम्पन्न राजभवन में रहकर भी संसार की मोह-माया से अलिप्त रहें; 
अखण्ड बाल ब्रह्मचर्य से शोभायमान रहे ।' 

इस तरह राजभवन में रहते हुए उन्होंने २८ वर्ष, ७ मास. १२ 
दिन का समय ब्रह्मचर्य से व्यतीत कर दिया ।* 


संसार से वराग्य 

तदनन्तर वद्धमान को एक दिन अचानक अपने पूर्वभवों का स्मरण 
हो आया । उन्हें जात हुआ कि में पूवंभव में सोलहवें स्वर्ग का इन्द्र था, 
वहाँ में २२ सागर तक दिव्य भोग-उपभोगों को भोगता रहा । उससे 
पूर्वेभव में मेने संयम धारण करक॑ तीर्थंकर-प्रकृति का बन्ध किया था 
जिसका उदय इस भव में होन वाला है। इस समय संसार मे धर्म क॑ 
नाम पर पाप और अत्याचार फैलता जा रहा है, अत: पाप और अज्ञान 
को दूर करना परम आवश्यक है। जब तक में मंयम ग्रहण न करूँगा, 
तव तक में आत्मशुद्धि नहीं कर सकता ओर जब तक स्वयं शुद्ध-बुद्ध 


१ वासूृपूज्यों महावीरों मह्लि:ः पाण्वोई यदुन्म:। 
कुमार तिर्गता गेंहात पृथिबीपतयोछपरे !।' “पद्म पुराण २०/६७. 


णेमी मलली वीरों कुमार कालंमि वासृपृज्यो ये 
पासो विय गह़िदतवों सेस जिणां रज्ज चरिमं मि ।।' 
>>तिलोयप्णनी ४ ६०/३२. 


बोर अरिट्रनेमि, पास मल्लि चर वासुपुज्जं चतर। 
०7० भोकत्तण जि ब्रवसेसा झासि रायाणों ।|2458।। 
राय कुलेसु वि जाया विसुद्ध बंसेसु खालिय कुलग। 
न च इच्छियामिसेया कुमारवासंम्मि पव्वडया ।।' 2 4 .!।' -प्रावणश्यक नियक्ति 


ववासुपृज्यस्तथा मल्लिनेंमि: पाण्वेंटथ सन्मति:। 
कुमारा: पठ्च निष्कान्ता: पृथिवीपतय: परे ।।' “++कार्तिकेयानप्रेक्षा, पे. ६५४. 


२ पनिर्वासेद्रेकस्त्रिभवनजयी . कामसुभट:। 
कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजित: ।। 
सस्‍्फुरन्रियानंदप्रभपदराज्याय सम जिनो | 
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥- महावीराष्टक स्तोत्र, ७ 
'दुक्कर तब चरणरओ खंति खमो उरगवंभचरों य। 
ग्रप्प पर तुल्ल चित्तो मोणब्यय पाणभोई ये ।।--महावीर चरित्र (नेमिचरन्द्र 


धत बन जाऊँ, तब तक विश्व-कल्याण नहीं कर सकता। अतः मोह 
ममता के कीचड़ से वाहर निकल कर मुझे आत्मविकास करना 
चाहिये । 
इस प्रकार वेराग्य-भावना वद्धमान के हृदय में जाग्रत हुई, उसी 
समय लौकान्तिक देव उनके सामने आ खड़े हुए और वद्धंमान से कहा 
कि आपने जो संसार की मोह-ममता तथा विषय-भोगों से विरक्‍्त 
होकर संयम धारण करने का विचार किया है, वह वहुत हितकारी है । 
आप तप, त्याग, संयम के द्वारा ही अजर-अमर पद प्राप्त करेंगे; 
विश्व-जाता-दृप्टा बनेंगे और विश्व का उद्धार करेंगे ।' 
लौकान्तिक देवों की वाणी सुनकर वद्धंमान का वेराग्य और 
अधिक प्रगाढ़ तथा अविचल हो गया, अतः उन्होंने कुण्डलपुर का 
राजभवन छोइकर एकान्त वन में आत्म साधना करने का दृढ़ निरचय 
कर लिया। ब्राह्मणों को राजा सिद्धार्थ ने किमिच्छक” दान दे कर 
मंतुप्ट किया । 
उसी समय इन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ, तब इन्द्र ने अपने 
अवधिज्ञान से अन्तिम तीर्थंकर वद्धमान को वेराग्य-भावना का समाचार 
जाना; अत: वह देव गण के साथ तत्काल कुण्डलपुर के राजभवन 
में आ पहुंचा । वहाँ उसने आकर बहुत हष॑-उत्सव' किया । 


जव त्रिशला रानी को राजकुमार वड्ंमान के संसार से विरक्‍्त 
होने का समाचार जात हुआ तब वह पृत्र-स्नेह में विल्लल हो गयी । 
उसके हृदय में विचार आया कि 'राजसुख में पला हुआ मेरा पृत्र वन- 
पर्वतों में नग्न रहकर सर्दी, गर्मी क॑ कष्ट किस तरह सहन करेगा ? 
बन-पर्वतों की कटीली भूमि कंकरीली भूमि पर अपने कोमल नंगे 
पेरों से कँसे चलेंगा ? नंगे सिर धूप, ओस, वर्षा में कंसे रहेगा ? कहाँ 
कठोर तपश्चर्या! और कहां मेरे पुत्र का कोमल शरीर ! ! ऐसा सोचते 
ही त्रिशला मूच्छित हो गयी । परिवार के व्यक्तियों ने तथा दासियों ने 
शीतल उपचार से उसकी मूर्च्छा दूर की। आये हुए देबों ने माता 


'दीक्षोन्मखस्तीथंकरों जनेध्य:। 
किमिच्छकं दानमहों ! दद्दो यः।।' -अ्रति. १०/१ 


५१ 


त्रिशला को समझाया कि, माता ! तेरा पुत्र महान बलवान, धीर-बीर 
है, वज्ञ-वृषभ-नाराच संहनन वाला है। अब वह उस सर्वोच्च पद 
को प्राप्त करने जा रहा है जिससे ऊँचा पद और कोई होता नहीं । 
तेरा पुत्र संसार से केबल आप अकेला ही पार नहीं होगा बल्कि असंख्य 
व्यक्तियों को भी संसार से उत्तीर्ण कर देगा। वीर माता ! मोह का 
आवरण हटा दे !! त्‌ धन्य है! तुझे तारण-तरण, विश्व उद्धारक 
तीर्थंथर की जननी कहकर संसार अनन्त काल तक तेरा यशोगान 
करेगा।' 

देवों का संबोधन पाकर माता त्रिशला प्रब॒द्ध हुई, फिर भी होने 
वाले पुत्र-वियोग से तथा यह साचकर कि विषधर सपं, भयानक सिह, 
बाघ आदि अन्य जीवों से भरे वन, पर्वत, गुफाओं में मरा पुत्र अकंला 
कंसे रहेगा ? उसका चित्त शोकाकुल रहा । वद्धमान ने अपनी माता, 
अपने परिवार तथा प्रियजनों को आव्वासन देकर उनसे विदा ली । 

कुण्डलपुर (वेंशालो) से वाहर तगोबन में वद्धमान को ले जाने 
क॑ लिए 'चन्द्रप्रभा“* नामक सुन्दर दिव्य पालकी लायी गयी । उस 
पालकी में वद्धमान विराजमान हुए | जय-जयकार के हषे-घोष 
क॑ साथ पहिले उस पालकी को मनुष्यों ने अपने कंधों पर उठाया, तद- 
ननन्‍्तर इन्द्रों ने, देवों ने उस पालकी को अपने कन्धों पर रखा 
और आकाग-मार्ग से ज्ञातृखण्ड-वन में पहुंच । 

वन हरा-भरा था, वहाँ शुद्ध वाय का निर्वाध संचार था । किसी 
तरह का कोलाहल न था और न मन को  क्षब्ध या विचलित करने वाला 
कोई अन्य पदार्थ था । 

उस नोरव शानन्‍्त एकान्त वन में पालकी लाकर रखी गयी । 
तीर्थकर वद्धमान उस पालकी से बड़े उत्साह क॑ साथ वाहर आये । 
वहाँ एक स्वच्छ शिला थी, जिस पर इन्द्राणी न॑ रत्नचर्ण से स्वस्तिक 
(५) की कलापूर्ण रचना की थी। तोर्थंकर वर्बमान उस पर 
जाकर बेठ गये । तदनन्तर उन्होंने अपने शरीर के समस्त वम्त्राभषण 


'चन्द्रप्रभावयशिबिकामधिरूढोी. दुद़्ब्नत: । 
ऊढां परिवृहैनन णां ततो विद्याधराधिपै: ||” -“उनर पुराण, ७८/२६६. 


भरे 


(उतार दिये। अपने कृत्रिम (वनावटी) वेष को हटाकर प्राकृतिक 
स्वतंत्र, नग्न, श्रमण वेष धारण किया। अपने हाथों से अपने सिर के 
वालों का पाँच मृट्टियों से लोंच किया, जो शरीर से मोह-त्याग का 
प्रतीक था। फिर नमः सिद्धे मय: कहते हुए सिद्धों को नमस्कार करके 
पंच महात्रत और पिच्छी-कमण्डल धारण किये और सर्व सावद्य* 
का त्याग करके पद्मासन लगाकर आत्म ध्यान (सामयिक) में लोन 
हो गये । 

इन्द्र ने तीर्थंकर के वालों को समुद्र में क्षेपण करने के लिए रत्न- 
मंजथा में रख लिया । इस प्रकार अन्तिम तीथंकर महावीर का मगसिर 
वदी दशमी को हस्त तथा उत्तरा नक्षत्र के मध्यवर्ती समय में दीक्षा- 
उत्सव करके समस्त इन्द्र, देव, मनष्य, विद्याधर अपने-अपने स्थानों 
को चले गये । 


बाहरी विचारों स मन को रोककर मौन भाव से अचल आसन 
में तोर्थंकर महावीर जब आत्मचिन्तन में निमग्न हुए, उसी समय 
उनके मन: पर्यय ज्ञान का उदय हुआ, जो निकट भविष्य में केवल 
ज्ञान के प्रकट होने का सूचक था । 


यह तीर्थंकर महावीर क॑ आत्म-अभ्युदय का प्रथम चिह्न था । 


तपस्या 


महान कार्य-सिद्धि के लिए महान परिश्रम करना पड़ता 
है। श्री वद्धमान तीर्थकर को अनादि समय का कमं-वन्धन, जिसने 
अनन्त शक्तिशाली आत्माओं को दीन, हीन, बलहीन बनाकर संसार 
के बन्दोघर (जेलखाने ) में डाल रखा है, को नथ्ट करने के लिए कठोर 
तपस्या करनी पड़ो, तदर्थ वे जब आत्म-साथना में निमग्न हो जाते 
थे, तब कई दिन तक एक ही आसन में अचल बंठे या खड़े रहते 
थे। कभी-कभी एक मास तक लगातार आत्म ध्यान करते रहते थे। 


* “सहप्नवद्येन पापेन बर्तते इति सावद्यं-संसार कारणम' 


अरे 


उस समय भोजन-पान बन्द रहता हो था; किन्तु इसके साथ वाहरी , 
बातावरण का भो अनभव न ही पाता था। शीत ऋतु में पव॑त पर या 
नदी के तट पर अथवा किसी खूले मंदान में बेठे रहते थे, उन्हें भयंकर 
शीत का भी अनभव नहीं होता था। प्रीष्म ऋतु में वे पर्वत 
पर बैठे ध्यान करते थे, ऊपर से दोपहर की धूप, नीचे से गरम 
पत्थर, चारों ओर से लू (गरम हवा) उनके नग्न' शरीर को 
तपाती रहती थी; किन्तु तपस्वी वद्धंमान को उसका भान नहीं होता 
था। वर्षा ऋतु में नग्न शरीर पर मूसलाधार पानी गिरता था, तेज 
हवा चलती थी परन्तु महान्‌ योगी तीर्थंकर महावीर अचल आसन 
से आत्मचितन में रहते थे । 


वन में सिह दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, सर्प फुंकार 
रहें हैं; परन्तु परम तपस्वी महावीर को उसका कुछ भान ही नहीं 
है। प्रथम तपस्वी महावीर ने कूल नामक नगर में नृपति दानतीर्थ 
वकल के राज प्रासाद में आहार ग्रहण किया था । 


जब वे आत्मध्यान से निवत्त हुए और शरीर को कुछ भोजन देने 
का विचार हुआ तो निकट के गाँव या नगर में चले गये। वहाँ यदि 
तवरिधि-अनुसार शुद्ध भोजन मिल गया तो निःस्पृह भावना से थोड़ा-सा 
भोजन कर लिया और तपस्या करने बन, पर्वत पर चले गये। कहीं 
दो दिन “हर, कहीं चार दिन, कहीं एक सप्ताह; फिर वहाँ से विहार 
करके किसी अन्य स्थान को चले गये । यदि सोना आवश्यक समझतें, 
तो रात को पिछले पहर कुछ देर के लिए, एक करवट से सो जाते। 
इस तरह वे आत्मसाधना के लिए अधिक-से-अधिक और शरीर की 
स्थिति के लिए कम-से-कम समय लगाते थे। 


१ “गिरिकन्दर दुर्गेपु ये वसन्ति दिगम्बरा: 
पाणिपात्रपुटाहारास्ते_ वन्तिपरमांगतिमस्‌ । -+योगि भकित २. 
< कलाभिधानधरणीपालंगनुकलवुत्ति पड़ियरिनोर्व | 
--प्राचष्ण कवि, वर्धमान पु. १५/१४. 
“धर्मों महात्मा बकुलाभिधान: प्रवतितस्तैरेव दानधर्म:।॥।' 
--वरांग चरित्र, पृ. २७३,। चामुण्डरायकृत, वर्धमान पुराण २९१ 


पड 


ऐसी कठोर तपदव्चर्या करते हुए वे देश-देशान्तर में स्रमण करते 
है, नगर या गाँव में केवल भोजन के लिए आते थे । उसके सिवाय 
अपना दोष समय एकान्त स्थान, वन, पर्वत, गुफा नदी के किनारे, 
ब्मशान, वाग आदि निजंन स्थान में बितातें थे। वन के भयानक 
हिसक पश॒ जब तीर्थंकर महावीर के निकट आते तो उन्हें देखते ही 
उनकी क्रर हिसक भावना शान्त हो जाती थी; अतः उनके निकट 
सिह, हरिण, सर्प, न्‍्यौला, विल्‍ली, चहा आदि जाति-विरोधी जीव भी 
द्वेंष, बेर भावना छोडकर प्रेम, शान्ति से क्रीड़ा किया करते थे ।* 


चन्दना-उद्धार 


इस प्रकार म्रमण करते-करते तीर्थंथर महावीर एक वार वत्स 
देश की कौशाम्बी नगरी में आहार के लिए आये । वहाँ एक सेठ के 
घर सती चन्दना तलघर में वन्दी (कंदी) जैसे दिन काट रही थी, 
वहत विपत्ति में थी, उसने सुना कि तीर्थंकर महावीर कौशाम्बी 
में पपार है । यह सुनते ही उसके हृदय में भावना हुई कि 'में भगवान 
को आहार कराऊंँ , किन्तु वह तलूघर के वन्दीगह में पड़ी थी, बेड़ियाँ 
उसके पैरों में थीं, तपस्वी वद्धमान को आहार कराये तो कंसे 
कराये ? यह स्थिति उसकी चिन्ता और दुःख का और अधिक 
कारण बन गई। 


यादक्षी भावना यस्य सिद्धिभवति तादशी”' अर्थात जिसकी 
जसी भावना होती है, उसकी कार्य-सिद्धि भी बसी ही होती है । 
इस नीति के अनुसार संयोग से तीर्थंकर महावीर चन्दना के घर की 
ओर आ निकले। उसी समय सौभाग्य से चन्दना के पैरों की बेडियाँ 
टूट गयीं और वह तलूघर से वाहर निकलकर द्वार पर आ खड़ी हुई । 
जैसे ही श्री वद्धमान उस द्वार पर आये कि चन्दना ने बड़े हुं और 





सारंगी सिहशावं स्पशति सतधिया नन्दिनी व्याध्रपोत 
मार्जारी हंसबालं प्रणयपरवशा केकि कानन्‍्ता भजंगम | 
बैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्‍्तवोध्न्ये त्यजन्ति 
झित्वा साम्येकरूढं प्रशमितकलूष योगिनं क्षीणमोहम्‌ ।।' --शभानाणंव 


न्कः 


! 
हद हु ) 


भक्ति-भाव से उनसे आहार लेने की प्रार्थना (पड़गाहना) को। 
तोर्थकर वहीं रुक गये, चन्दना ने' नवधा भक्ति पूर्वक तीर्थंकर 
महावीर को आहार दिया । 
उस समय दाभ काये सम्पन्नता के सूचक रत्न-वर्षा आदि पाँच 

आदचय हए। चन्दना के सतीत्व की परीक्षा हुई, उसका महत्व जनता 
में प्रकट हुआ और वह वंधन-म॒क्‍त हो गयी । 

.. चन्दना थी तो राजा चेटक की राजपूत्री, किन्तु बाग में झूलते 
समय एक विद्याधर द्वारा उसका अपहरण हुआ था, जब उसके चंगुल 
से छुटी तो संयोग से दुर्भाग्यवश उस सेठ के घर दासी के रूप में आ 
पड़ी । वह नवयुवती थी एवं अति सुन्दर थी, अतः सेठानी ने इस 
शंका से कि कहीं यह मंरे पति की प्रेम-पात्र न वन जाए, चन्दना को 
अपने मकान के तलघर में वेद्ियाँ पहनाकर रख दिया था और 
उसे रूखा-सूखा भोजन दिया करती थी । वह अभागी चन्दना सौभाग्य 
से तीर्थंकर महावोर का दर्शन कर सकी और उनको आहार कराने 
का पुण्य अवसर उसे मिला एवं उसकी दासता की बेडियाँ कट गयी,' 
तव उसका सतीत्व सेठानी को भी ज्ञात हों गया; अतः सेठानी को 
वहुत पश्चात्ताप हुआ और उसने चन्दना से अज्ञान-वद हुए अपराधों 
की क्षमा माँगी । - 


उपसगे 

नि:संग वाय जिस प्रकार म्रमण करती रहती है, एक ही स्थान 
पर नहों रुकी रहती, इसी प्रकार असंग निग्रनेन्थ तीर्थंकर महावीर 
तपश्चरण करने क॑ लिए म्रमण करते रहें। म्रमण करते हए जब वे 
उज्जयिनी नगरी के निकट पहुँचे तव वहाँ नगर के वाहर अतिमक्तक 
१ ग्रन्यदा नगरें तम्मिन्रेव बवोरस्तनब्थिते: । 
प्रविष्दवान्निरीक्षयामा त॑ भकया मृकतश्ठृड्भू ता ।। - उन्तर पुराण '9५॥६० 
पेडिगहमुच्चठाणं॑ पादोदयमच्चणं च पणमं॑ च। 
मणवयण काययुद्धी ऐैसणसुद्धि ये णर्तातरई्े पृण्णं।। 


३. उज्जयिन्यामथान्येय्यस्त श्मशानेपइतिमपक्तके | 


बधमान महासत््व॑ प्रतिमायोगवरारिणत ।।-- 
“आचार्य गृणभद्ठ, उत्तर पुराण, ७८/३३१ 


शत 


थी 


५६ 


नामक ध्मसान को एकान्त-शान्त प्रदेश जानकर वहाँ आत्मध्यान 
करने ठहर गये । जब रात्रि का समय हुआ तो वहाँ पर स्थाण्‌ नामक 
एक रुद्र आया। उस स्थाणु्‌ रुद्र ने ध्यान-मग्न तीर्थकर महावीर 
को देखा । देखते ही उसने उन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए घोर 
उपसर्ग करने का विचार किया । 


तदनसार अपने सिद्ध विद्यावल से अपना भयानक विकराल 
रूप बनाया और कानों के पर्दे फाइ दने वाला अट्हास किया। अपने 
मख म॑ अग्नि-ज्वाला निकाल कर ध्यानारहूडू तंथंकर महावार का आर 
झपटा। भत-प्रेतों के भयानक नत्य दिखलाये । सर्प, सिह, हाथी आदि 
के भयानक झज्द किये । बलि, अग्निवर्षा की । इत्यादि अनेक उपद्रव 
तीर्थंकर को भयभीत करने तथा आत्मध्यान से चलायमान करने के 
लिए किए; परन्तु 3से कुछ भी सफलता न मिली । न तो परम तपस्बी 
वद्धमान रंचमात्र भयभीत हुए और न ही उनका चित्त ध्यान से चलाय- 
मान हुआ। वे उसी प्रकार अपने अचल आसन से ठहर रहें, जिस 
प्रकार भयानक आँधी के चलते रहने पर भी पवं॑त ज्यों-का-त्यों खड़ा 
रहता है । अन्त में अपना घोर उपसरग विफल होते देख, स्थाण रुद्र 
चपचाप चला गया। 


कवबल्य 


जगत्‌ में कोई भी पदार्थ बहुमूल्य एवं आदरणीय बनता है तो वह 
बहुत परिश्रम तथा कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ ही बना करता है। 
गहरी खुदाई करने पर मिट्टी-पत्थरों में मिला हुआ भद्दा रत्न-पाषाण 
निकलता है, उसको छेनी, टाँकी, हथोड़ों की मार सहनी पड़ती है 
शाण की तीक्ष्ण रगड्ट खानी पहुती है, तव कहीं झिलमिलाता हुआ 
वहुमुल्य रत्न प्रगट होता है। अग्नि के भारी सन्‍्ताप में बार-बार 
पिघलकर सोना चमकीला वनता है, तभी संसार उसका आदर 
करता है और पूर्ण मूल्य देकर उत्कंडा से खरीदता है। 

आत्मा अनन्त वेभव का पुंज है, उसके समान अमूल्य पदार्थ 
संसार में एक भी नहीं है। रत्न की तरह उसका वेभव भी अनादि 


कालीन कम के मेल में छिपा हुआ है । उस गहन कर्म-मल में छिपे हुए 
वेभव को पूर्ण शुद्ध प्रकट करने के लिए महान परिश्रम करना पड़ता है 
आर महान्‌ कष्ट सहन करना पड़ता है, तब यह आत्मा परम शद्ध 


विश्ववन्धा परमात्मा वना करता है। 


तीर्थ कर महावीर को भी आत्मशुद्धि के लिए कठोर तपस्या 
करनी पड़ी । तपश्चरण करते हुए उनकी पू्वे संचित कर्मराशि निर्जर्ण 
(निजरा) हो रही थी, कर्मं-आगमन (आस्रव) तथा बन्ध कम हं।ता 
जा रहा था अर्थात्‌ आत्मा का कर्ं-मल कटता जा रहा था या घटता 
जा रहा था। अत: आत्मा का प्रच्छन्न तेज क्रमश: उदीयमान हो रहा 
था, आत्मा कमं-भार से हल्का हो रहा था, मक्ति निकट आतो जा 
रही थी । 


विहार करते-करते तपस्वी योगी, तोर्थंकर महावीर विहार 
(मगध) प्रान्तोय 'जुम्भिका' गाँव के निकट वहने वाली 'ऋजकला' 
नदी के तट पर आये। वहाँ आकर उन्होंने साल वक्ष के नीच प्रति- 
मायोग धारण किया।* स्वात्म चिन्तन में निमग्न हो जाने पर उन्हें 
सातिशय अप्रमत्तगुण स्थान प्राप्त हुआ। तदनन्तर चारित्र माहनीय 
कम को शेष २१ प्रकृतिथों का क्षय करने के लिए क्षयक श्रेणी का आच्य- 
स्थान आउवाँ गुण स्थान हुआ। तदथ प्रथम शुक्ल ध्यान (पथकरत्व 
बितर्क विचार ) ह्रआ । 


ज॑से ऊंचे भवन पर शीघ्र चढ़ने के छिए सीढ़ी (निसंनों) उपयोगो 
होती है, उसी प्रकार संसार-म्रमण एवं करमम-वन्धन के मल कारण 
दुद्धंध मोहनीय कर्म का शीघ्र क्षय करने के लिए क्षपक श्रेणी उपयोगी 
होतो हैं। कम-क्षय्र के योग्य आत्म परिणामों का प्रतिक्षण अमख्यात- 
गणा उन्नत हाना हो क्षपक श्रेणी है। क्षपक-श्रेणी आटबें, नोबे, दसवें 
और वारदहव गुण स्थान में होती है । इन गण-स्थानों में चारित्य- 
१. “ऋजुकलायास्तीरे शाल द्रमसंश्रिति शिलापड् । 

पभ्रपराह ने पप्ठेनास्थि तस्य खलु जू भिकाग्रामे ।।' --निर्वाण भक्ति: ११ 
२. सालश्च॑ते जिन्राणां दीक्षावृक्षा: प्रकीतिता:। 

एते एवं वर्ध्जेया: केवलोत्पत्तिशाखिन: ।।' “-प्रतिष्ठानिलक १:/४ 





१८ 


मोहनीय की शेष २१ प्रकृतियों की शक्ति का क्रमण: ह्वास होता जाता 
है, पूर्ण क्षय वारहवें गण-स्थान म॑ हो जाता है । 

उस समय आत्मा के समस्त क्रोध, मान, काम, लोभ, माया, ढेष 
आदि कपषाय (कलषित विक्रृत भाव) समल नष्ट हो जाते हैं, आत्मा 
पूर्ण शद्ध वीतराग इच्छा-विहीन हो जाता है. तदनन्तर दूसरा शुक्ल 
ध्यान (एकत्व वितर्क ) होता है जिससे ज्ञान-दशेन के आवरक तथा 
बलहीन कारक (ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्‍्तराय ) कर्म क्षय हो 
जाते हैं तब आत्मा में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दशेन और पूर्ण बल का विकास 
हो जाता है; जिनको दूसरे शब्दों में अनन्त ज्ञान, अनन्त दरशंन, अनन्त 
सुख,अनन्त वल कहते हैं । इन गणों क॑ पूर्ण विकसित हो जाने से आत्मा 
पूर्ण ज्ञाता-इ प्टा वन जाता है। यह आत्मा का १३ वाँ गण-स्थान 
कहलाता है। 


क्षपक श्रेणी व गुण-स्थानों का समय अन्तम हते है, उसी में 
योगी सर्व हो जाता है। वीतराग सर्वज्ञ हो जाना ही आत्मा का 
जीवन-प्र क्त परमात्मा (अहेंन्त) हो जाना है । आत्मोन्नति या आत्म- 
शद्धि का इतना वड़ा कार्य होने में इतना थोडा समय लगता है; 
किन्तु यह महान्‌ कार्य होता तभी है जबकि आत्मा तपञ्चरण के द्वारा 
श्‌क्‍ल ध्यान के योग्य वन चका हो | 


तेरहवें गण स्थान में तीसरा शक्ल ध्यान (सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ) 
होता है । 


आत्मोन्नति या आत्मशुद्धि अथवा वीतराग, सर्वज्ञ, अहँन्‍्त, 
जीवन्मुक्त परमात्मा बनने का यही विधि-विघान तीर्थंकर महावीर 
को भी करना पड़ा। १२ वर्ष ५ मास १५ दिवस तक* तपद्चर्या 
करने के अनन्तर उन्होंने प्रथम शक्ल ध्यान की योग्यता प्राप्त की, 
तत्पइचात्‌ पहिले लिखे अनसार उन्होंने मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्श ना- 





*# 'गमध्य छदमत्थनं बारसवासाणि पचमासेय। 
पण्णरसाणि दिणाणि य तिरयणसुद्धा। महाबोरों ।।' 
“जयधवला, भाग १, प्‌. 5१. 


५९ 


वरण और अन्तराय चार घातिया कर्मो का क्षय अन्तम हते में करके 
सर्रज्ञ वीतराग या अहंन्त जीवन्मक्त परमात्मापद प्राप्त किया*। 
अत: वे पूर्ण श॒द्ध एवं त्रिकाल ज्ञाता त्रिलोकज्ञ बन गये । 


यह शुभ काल वेशाख शक्‍ला दशमी के अपराह्न (तीसरे पहर 
का प्रारम्भ) का समय था। 

तीर्थंकर महावीर ने अपने पूष तोसरें भव में जिसके लिए तपस्या 
की थी और इस भव मे जिस कार्य के लिए राजसुल एवं घर-परिवार 
का परित्याग किया था वह उत्तम कार्य सम्पन्न हो गया । यह जहाँ 
तोर्थंकर महावीर का परम सौभाग्य था, वहीं समस्त जगत्‌ का. विशेष 
करके भारत का भी महान सौभाग्य था कि एक सत्य-ज्ञाता. सत्पथ 
प्रदशंक एवं अनपम प्रभावशाली वक्ता उसको प्राप्त हुआ। तीर्थंकर 
महावीर तीर्थंकर प्रकृति के उदय का भी सुबर्ण अवसर आ गया। 


समवशरण 


इस विश्व-हितकारिणी घटना की शभ सूचना कुछ विशेष चिन्हें 
ढारा सोधमं इन्द्र को प्राप्त हुई। तीर्थंकर महावीर के सवज्ञाता-दष्टा 
अहन्त बन जाने की वार्ता जानकर इन्द्र को बहुत हष हुआ । उसने 
तीर्थंकर महावीर का विश्वकल्याणकारी उपदेश स्व-साधारण 
जनता तक पहुँचाने के लिए अपने कोषाध्यक्ष (खजांची) कुबेर को 
एक सुन्दर विशाल व्याख्यान-सभा-मण्डप (समवशरण ) बनाने का 
आदेश दिया। 

कुबेर ने इन्द्र की आज्ञानसार अपने दिव्य साधनों से अतिशीघ्र 
एक वहुंत सुन्दर दशंनीय विशाल सभा-मण्डप बनाया। जिसके तीन 
कोट और चार द्वार थ। द्वारों पर सुन्दर मानस्तम्भ थे। बीच मे 


+*  'वैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते चंद्रे। 
क्षपक श्रेण्यारूढ़ स्योत्पन्न केवलजशानम्‌ । -- - --निर्वाण भक्ति : १२ 

शीलैश्यं सम्प्राप्तो निरुद्धनिःशेपाखयों जीव:। 

करमंरओ विप्रमुक्तो गतयोग: कैवली भवति |। 
-+गोम्मटमार, जीव काण्ड ६५. 


६० 


ऊँची तीन कटनी वाली सुन्दर बेंदिका (गन्ब॒कुटी) वनी थी । गन्ध- 
बुटी पर रत्न-जटित सुवर्ण सहासन था जिसमें कमल का फूल वना 
हुआ था। गन्धकटी के चारों ओर १२ विशाल कक्ष (कमरे) थे, जिनम 

, देवी, मनष्य, स्त्री, साध, साध्वी, पश, पक्षी आदि उपदेश सुनने 
वाले भंद्र प्राणियों के बैठने की व्यवस्था थी। इसके सिवाय आगन्तुक 
जनता की सुविधा के लिए अन्य मनोहर स्थान और साधन उस 
समवद्यरण में बनाये गये थे । मध्यवरतिनी उच्च गन्धकुटी के सिहासन 
पर तीर्थंकर महावीर के विराजमान होने की व्यवस्था थी, जिससे 
उनका उपदेश समस्त श्रीताओं (सुननेवालों) को अच्छी तरह 
सुनाई पड़े ।* 

उसी समय देवों का दुन्दभी वाजा वहाँ वजने लगा, जिसकी 
मध्र-आकर्षक ध्वनि वहुत दूर पहँँचती थी। उस ध्वनि का सुनकर 
तीर्थकर महावीर के समवश रण की वार्ता कानों-कान दूर तक फेल 
गयी । जिससे तीर्थंकर महादीर का दिव्य उपदेश सुनने की उत्कण्टा 
से दूर-दूर की जनता चलकर ऋजूकला नदी के तट पर वने समवशरण 
में पहुंची । 
इन्द्र भी विद्ञाल देव-परिवार के साथ समवशरण में पहुंचा । 

उसने वहाँ तीर्थंकर के कंवल्य पद का महान्‌ उत्सव किया, तीर्थंकर 
का दर्शन, वन्दना, पूजन बड़े भक्तिभाव और हे के साथ किया। 
तंदनन्तर समवशरण की सुव्यवस्था की । 


समवशरण मे महाने प्रकाश था जिससे वहाँ रात और दिन का 
भद नहीं जान पहुता था, वहाँ परम शान्ति थी। वहाँ आये हुए 
प्रत्येक प्राणी क॑ हृदय में ठेंघ, बेर, क्रोध. हिसा की भावना जाग्रत नहीं 
होती थो; अत: सिह, गाय, चीता, हरिण, बिल्ली, चहा, सर्प, न्यौला 


4 'ऋषिकल्पजयनितार्या  ज्योतिर्वनभवनयुवतिभावनजा: । 
ज्योतिष्ककल्पदेवा नरतिर्यन्ी वसस्ति तेष्वनपूर्वम्‌ ।॥।' 
-- समवशरण एक ए॒िशिप्ट धमंसभा है। 'समवशरण' शब्द का भ्र्थ है समताभावी तीर्थकर 
भगवान्‌ के चरण के शरण में जाना। तीर्थकरों के समवशरण में क्रम से श्रमण-ऋषिगण 
स्वगंवासी देवी, श्रमणा, ज्योतिषियों की देवी, व्यन्तर देवियां, स्वर्गंवासी देव, मनप्य और 
तियंज्च बैट्ते हैं । 





हि 4। 
“ते 


आदि जाति-विरोधी जीव ज्ञान्त व निर्भय होकर साथ-साथ बंठते थे ।* 


दिव्य उपदेश 





समवशरण में असंख्य भव्य जीव तीर्थकर महावीर का दिव्य 
उपदेश सनने के लिए वड़ी उत्कंठा और उत्साह के साथ आये और 
यथास्थान बेठकर तीर्थंकर की दिव्यवाणी की प्रतीक्षा करने लगे । 
चकोर पक्षी को चन्द्रिका (चाँदनोी ) बहुत प्रिय लगती है, वह चाँदनी 
रात्रि में चन्द्रमा को ओर अपलक दृष्टि से देखा करता है, इसो तरह 
समवद्यरण की जनता तठीर्थंकर महावीर के मुख की ओर देख रही थी । 
तोर्थकर का एक मख्र चारों ओर दिखायी दे रहा था। वषक्रत के 
प्रारम्भ मे चातक पक्षी अपनो प्यास आकाश से वरसे हुए जल- 
विन्द्रओं को अपने मुख म॑ लेकर बझाता है. वह और कोई जल नहीं 
पीता, अत: बादलों की ओर अपनी चांच किये वर्षा की प्रतीक्षा करता 
रहता है, इसी तरह समस्त जनता कं, कान तोर्थकर का उपदेश सुनने 
के लिए आतुर थे। 

वहाँ अनेक मनुष्यों, दंवों तथा विद्धानों के हृदय में यह विचारधारा 
वह रहो थी कि तीर्थकर' अब तक तो सर्वदा मौन रहे । तपस्या के 
दिनों म॑ उन्होंने किसी से एक शब्द भी न कहा; परन्तु अब तो उनको 
अन हो गया है, अब उनके तीर्थंकर-प्रकरृति का उदय होगा । पूर्बबर्ती 
अन्य तीर्थंकरों के समान उनका भी विश्व-उद्धारक, सवेहितमय पावन 
उपदेश अवश्य होगा । 

परन्तु सारा दिन बीत गया और रात्रि भी समाप्त हा गयी, 
तीर्थंकर क॑ मुख से एक अक्षर भी प्रकट न हुआ। श्रोताओं ने समझा, , 
अभी कुछ विलम्व है। वहाँ अनेक व्यक्ति नये आये, अनेक पहिले 


के मारंगी सिहशावं स्पति सतधिया नन्दिनी व्याकश्रपोतं 
मार्जारी हंसबाल प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजंगम्‌ 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमंदा जल्तवो$इन्ये त्यजन्ति 
थ्रित्वा साम्ये क रुढें प्रशमितकलपं योगिनं क्षीणमाहम्‌ ।।' 


ध्र 


आये हए उठकर चले गये, अनेक वहों ठहरे रहें। दूसरा दिन हुआ 
दूसरी रात हुई; किन्तु तीर्थंकर की वाणी प्रकट न हुई। इसी तरह 
कई दिवस व्यतोत हुए किन्तु तीर्थकर का उपदेश वहाँ पर न हुआ । 
जनता का चित्त कुछ म्लान हो गया । कतिपय दिन पश्चात्‌ तीर्थंकर 
का वहाँ से अन्य स्थान के लिए विहार भी हो गया। तोर्थकर महावीर 
के आगे-आगे धरंचक्र चलता था जिसको चमकतो हुई कान्ति 
समझदारों क॑ लिए भी क्षणभर द्वितोय सूर्य-विव की शंका उत्पन्न कर 
देती थी ।* 

महात्रीर तीर्थंकर के विहार करते ही कुबेर ने उस मनोज्ञ दिव्य 
समवगरण को स्वल्प समय में ही हटा लिया, वहाँ पर फिर पहिले जंसा 
साफ मंदान हो गया। विहार के अनन्तर तोथंकर जहाँ ठहरे, 
वहां कुबेर ने पहिले जेसा भव्य सभा-मंडप (समवशरण) थोड़े 
समय में ही वना दिया । वहाँ भी असख्य श्रोता (उपदेश सुनने वाले ) 
एकत्र हुए, परन्तु अनेक दिन-रात बव्यतोत होने पर भी वहाँ भी उपदेश 
न हुआ। बहाँ से भो तोर्थकर का विहार हो गया । वहाँ का समवरशरण 
विघट (विर्साजत) गया. तीर्थंकर जहाँ पर ठहरे, वहाँ नवीन सम- 
वशरण बना । परन्तु अनेक दिन बीत जाने पर तीर्थंकर का उपदेश 
वहाँ पर भी न हुआ । 

तीर्थकर के इस मौन पर समस्त जनता चकित थी परन्तु मौन 
का कारण कोई न जान सका । सबकी धारणा यही थी, महावीर 
तोर्थकर हैँ, मक केवली नहीं हैँ, अत: उनका उपदेश तो अवश्य होगा, 
कब प्रारम्भ होगा, यह ज्ञात नहीं । 

विहार करते-करते तीर्थंकर राजगृहो के निकट विपुलाचल 
पर्बंत पर आपे वहाँ भो सुन्दर विशाल समवशरण वना और यथा 
समय असंख्य श्रोता भी वहाँ एकत्र हृए, परन्तु यहाँ भी तीर्थंकर 
महावीर मौन रहे । 

अग्रेतरे ब्योमनि धमंचक्र तस्य स्फुरम्दासुररश्मि चक्रम | 

द्वितीय तिरमशुति बिब्शंकां क्षणं बुधानामपि कुवंदासोत्‌ ।।' 

“--भरसग, वर्धभान चरित, १८/८६ 


श्र 


महावीर तीर्थंकर के इस दीघंकालोन मौन के मल कारण पर 

समवशरण क॑ व्यवस्थापक सोधमं इन्द्र ने गम्भीरता से विचार किया, 

तब अवधिज्ञान से उसे ज्ञात हुआ कि समवशरण में अब तक ऐसा महान्‌ 

प्रतिभाशाली विद्वान्‌ उपस्थित नहीं हुआ जो कि तीर्थंकर क॑ गढ़, 

गम्भीर दिव्य उपदेश को सुनंकर उसे अपने हृदय में घारण कर सके 

और उसको प्रकरणबद्ध करके श्रोताओं की जिज्ञासा का यथार्थ समाधान 

कर सकें, तीर्थंकर का उपदेश सबको समझा सके । इस प्रकार का गणधर 
बनने योग्य विद्वान मनि समवशरण में न होने के कारण तीर्थंकर की 

वाणी मुखरित न हुई । 


तदनन्तर उसने अवधिज्ञान से यह भी जाना कि इस समय 
इन्द्रभूति गौतम तीर्थंकर का गणधर बनने योग्य विद्वान्‌ है, किन्तु 
वह तीर्थंकर का श्रद्धाल नहीं है, अतत्त्व-श्रद्धानी है। हाँ, यदि किसी 
प्रकार वह तीर्थंकर महावीर के सम्पकं में आ जावे तो तीर्थंकर का 
श्रद्धाल भक्त बनकर गणघर बन सकता है। 
ऐसा विचार कर इन्द्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप वनाया और वह 
बेद-वंदांग के ज्ञाता, महान्‌ प्रतिभाशाली विद्वान, ५०० विद्वान थिष्यों 
के गुरू इन्द्रभूति गौतम क॑ पास पहुँचा और इन्द्रभूति गौतम से बोला 
अ 
'मेरे गुरु तीर्थंकर महावीर ने, जो कि सर्वेज्ञ हैं, मझे निम्न- 
लिखित इलोक सिखाया है, उसका अर्थ भी मुझे बताया था, 
किन्तु में भूल गया हूँ। आप बहुत बड़े विद्वान हैँ कृपा करके 
उस इलोक का अर्थ मुझे समझा दीजिये । श्लोक इस प्रकार है-- 
अकाल्य व्रव्यवट्कं, नवपद सहितं, 
जीववबटकाय लेश्या: । 
पंचान्ये चास्तिकाया, 
बतसमितिगतिर्शानचारित्रभदा: ।। 


इत्येतन्मोक्षमूलं॑. 

जिभुवनमहिते: प्रोक्तमहेंद्भिरीद: । 
प्रत्येति भदघाति स्पृशति ण मतिमान्‌ 
यः स॒ वे शुद्धदृष्टि:' 


॥। 


इन्द्रभति उस वृद्ध ब्राह्मण के मुख से इ्लोक सुनकर विचार में 
* पड़ गया कि छ: द्रव्य, नौ पदार्थ, छह काय जीव, छह लेह्या, पाँच 
अम्तिकाय आदि का मेंने आज तक नाम भी नहीं सुना, वेद-केदांग* 
का महान न्ञाता में द्र॒ परन्तु आहत दर्शन का ज्ञान मुझे नहीं है, तव 
इसे ब्लोक की इन बातों को कंसे समझाऊँ ? किन्तु इसको 
अपनो अनभिनज्ञता वतलाने में मेरा उपहासजनक अपमान है अतः 
इसके गुरु के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी मान-मर्यादा रखना उचित है । 
एसा विचार कर इन्द्रभूति गौतम ने उस वद्ध ब्राह्मण से कहा-चल तेरे 
गुरु क॑ साथ वात करूँगा । 


कपट-रूप धारी 'इन्द्र यहा ता चाहता था, अत: वह मन-ही-मन 
अपनी सफलता जानकर वहुत प्रसन्न हुआ और गौतम को झटपट 
अपने साथ समवशरण में ले आया । समवशरण कं निकट पहुंचते हो 
जसे ही गौतम ने मानस्तम्भ को देखा कि तत्काल उसके हृदय से ज्ञानमद 
स्वयं दूर है! गया और अभिमानी के बजाय वह नम्र विनयशील 
वन गया । 


समवशरण ( बमं-सभा ) में प्रवेशकर जेसे ही उसने तीर्थंकर महावीर 

का दशन किया कि तत्काल उसक॑ हृदय मे श्रद्धा जाग उठी । गौतम 
ब्राह्मण आया तो था वद्धमान महावीर से श्ास्त्रा्थ करने, किन्तु 
उनके निकट पहुंच कर वन गया उनका परम श्रद्धालु प्रमुख शिष्य । 
तीर्थंकर महावीर की ब्ीतरागता स वह इतना प्रभावित हुआ कि अपना 
समस्त परिग्रह त्यागकर वहीं महात्रती दिगम्बर मुनि वन गया, म॒नि 
बनते ही इन्द्रभूति ब्राह्मण को मन:पर्यय ज्ञान हो गया । 

इस घटना के होते ही तीर्थंकर महावीर का मौन भंग हुआ और 
मेघ-गजंना के समान दिव्य ध्वनि मे उनका उपदेश प्रारम्भ हुआ । 

'गोक्तेण गोदयों विष्पो चाउज्वेयडसंगवि | 

णामेण ध्दभदिति सीलव बम्हणत्तमों ॥। “+धवला ॥ ख॑, प. 65. 


झस्नति कि नास्ति वां जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम | 
इन्यप्राक्षमततोी महां भगवान भवनवत्सल:।। '--उत्तर पु. 74360. 


६५ 


तीर्थंकर के मौन-भंग का यह शुभ दिवस श्रावण वदी प्रतिपदा 
था। इस तरह कंवलज्ञान हो जाने पर ६६ दिन" तक (वंशाख सुदी 
दशमी से ६ दिन वैशाख के, ३० दिन ज्येष्ठ और ३० आपषाढ़ के ) 
तीर्थंकर का उपदेश नहीं हुआ । यह दिन बौर शासन उदय' के नाम से 
पसिद्ध हुआ। जनता ने इसको वर्ष का प्रारम्भ दिन माना । तब से 
कई शताउदी तक भारतीय जनता शुभ कार्य का प्रारम्भ इस दिन 
किया करती थी तथा वर्ष का प्रारम्भ भो श्रावण वदी प्रतिपदा के दिन 
मानतो रहो। 
सर्वाद्टमागर्धीया भाषा मैत्री च सवंजनदा विषया'-( नंदीश्बर भक्ति-४२। 

तीर्थंकर का उपदेश साधारण जनता की भाषा में होता था।'* 
प्रत्येक श्रोता उस सुगमता से समझ लेता था। उस उपदेश में समस्त 
तात्त्विक बातों का वबचन था, समस्त जगत्‌ का विवरण था, इतिहास 
का कथन था, तथा आत्मा क हितकर, अहितकर, संसार-भ्रमण, 
कर्म-वन्धन, कम-माचन, धमं, अधमं, गृहस्थ धरम, मुनि धर्म, जीव- 
परिणमन, अजाव-परिणमन, को विशद व्याख्या थी। 'पशुओं को 
मारकर यज्ञ करना महान्‌ पाप है, उस धर्म समझना भूल है--इस 
वियय को ताथकर महावार न अच्छ प्रभावशाली &ग से समझाया । 


बोर-वाणी का प्रभाव 


विश्यात ब्राह्मण विद्वान्‌ इन्द्रभात जब तीर्थंकर महावीर का 
अग्रगण्य शिष्य वन गया, तब जनता पर तथा क्वाह्माण विद्वानों पर 
इसका क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा। इन्द्रभूति गौतम क॑ समान ही उसके 


१ “दिव्वज्ञ्णीएण किमट्ठ॑ तत्थापउत्ती ? 
गणिदाभावादों । सॉहम्मिदेण चव 
गणिदों किण्ण दो इंदों ”? ण, 
काललब्धीए _विणा अ्रमह ज्जस्स 
देविदस्स तड़ढोयण सक्तोए अ्रभावादों ।--जय धवला 


बालस्त्रो मन्द मर्खाणां न्णां चारिव्यकांक्षिणाम्‌ । 
प्रतिबोधनाय तस्‍्वज्ञै: सिद्धान्त: श्राकृत: कृत: ॥। 


रद) 


श्र 


दो अन्य महान्‌ विद्वान्‌ म्राता अग्निभूति और वायुभूति भी अपनी 
*दशिप्य-मंडली सहित तीर्थकर महावीर का उपदेश श्रवण करने 
समवशरण में आये और वें भी महावीर के विनीत शिष्य बबकर 
गणधर वन गये । 

जव तीर्थंकर महावीर का ममंस्पर्शी उपदेश जनता ने सुना तो 
धर्म का सुन्दर सत्य स्वरूप उसे ज्ञात हुआ। इसका परिणाम यह हुआ 
कि पश-यज्ञ के विरोध में एक व्यापक लहर फंल गई। यज्ञ कराने 
वाले प्रोहितों के तथा यज्ञ करने वाल यजमानों के हृदय मे 
उल्लेखनीय परिवर्तत आया और वे पशु-यज्ञ कं हिसक कृत्य से घ॒णा 
करने लगे । 

राजगृही (मगधदेश) का नरेश श्रेणिक (विम्बसार), तीर्थंकर 
महावीर का उपदेश सुनकर उनका अनुयायी परम भक्त वन गया । 


इस तरह श्री वीर प्रभ्‌ की वाणी प्रारम्भ से ही अच्छी प्रभाव- 
शालिनी सिद्ध हुई। 


कुछ दिनों पश्चात्‌ तीर्थकर महावीर वहाँ से बिहार कर गये। 
वे जहाँभी <हरे, वहाँ उनका नवीन समवशरण* (घमंसभा-मण्डप ) 
बना । वहाँ पर भी उनका कई दिन प्रभावशाली वर्म-उपदेश हुआ, 
तदनन्तर वहाँ से भो वे विहार कर गये । 


श्री महावीर तीर्थंकर ने इच्छारहित होकर भो भव्यजनों के 
प्रति सहज दया से प्रेरित होकर अथवा उनकं प्रवल पुण्ययोग से काशी, 
कश्मीर, कुरु, मगध, कोसल, कामरूप, कच्छ, कलिग, कुरुजांगल, 
किष्किन्धा, मल्लदंश, पाँचाल, केरल, भद्र, चदि, दशाणे, वंग, अंग, 
आन्ध, उशीनर, मलय, विदर्भ, गौड़ आदि देशों में धममं-प्रभावना 
की, देशनार्थ प्रवचन किया । एतावता अनेक प्रान्तों तथा दंझों में 
तोयंकर महावीर का मंगल विहार हुआ और महान्‌ धर्म-प्रचार 


+*+ 'शोसभायां समस्येत्य श्रीवीरं जिननायकम । 
पूृजयामास पृज्योध्यभस्तावीज्ब॒ पुनः पुन:।!' --क्षत्र अचडामणि ११/६५४ 


६७ 


हुआ । उनकी भाषा दिव्य ध्वनिरूपिणी थी, जिसे सभी उपस्थित 
श्रोता समझते थे। जहाँ-जहाँ तीर्थंकर भगवान विहार करते थे वहाँ- 
वहाँ धरंपीयषपानर्थियों को उपदेश प्रदान करते थे ।* 


उस धर्मे-प्रचार से अहिंसा का प्रभावशाली प्रसार हुआ, पशु- 
यज्ञ होने सत्र बन्द हो गये । हिसा कंत्य और माँस-भक्षण से भी 
जनता घृणा करने लगी। हिसक लोग तीर्थंकर महावीर का उपदेश 
सुनकर स्वयं अहिसक वन गये । 


तीथंकर महावीर का जहाँ भी मंगलमय विहार हुआ, वहाँ के 
शासक, मंत्री, सेनापति, पुरोहित, विद्वान्‌ तथा अन्य साधारणजन 
उनके अनुयायी भक्त बनते गये । जिस तरह सूर्य क॑ उदय से अन्धकार 
हटता जाता है उसी तरह तीर्थंकर महावीर के उपदेश से अज्ञान, 
म्रम, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, हिसा-कृत्य आदि पापाचार साधारण 
जन क्षेत्र से दूर होता गया और निरपराध मृक पशु जगत्‌ को 


संरक्षण मिला। 


7 इच्छाविरहित: सोषपि भव्यपुष्यदयेरित: । 
विहारमकरोद देशानायन्‌ धर्मोपदेशयन्‌ । 
काश्यां काश्मोरदेशे कुरुष च मगधे कौशले कामरूपे 
कच्छे, काले कलिगे जनपदमहिते जांगलान्ते कुरादो। 
किपष्किन्धे मल्लदेशें सुक्ृतिजनमनस्तोपदे धर्मेव्टिं 
कुर्बनू शास्ता जिनेन्द्रो विहरति नियत त॑ यजेऋं त्रिकालम्‌ ।। 
पांचाले केरले वाह्मतपदमिहिरोभद्र चदि दशारण-- 
वंगांगान्ध्रोलिकोशीनर मलयविदर्भव गौड़े सुस 
शीतांश रश्मिजालादमृतमिव सभां धर्मपीयषधारा 
सिचन्‌ योगाभिराम: परिणभयति च स्वान्तशद्धिं जनानाम्‌ ।-- 
“अतिष्ठापा७ €/६ प. 
शौतमोदपि ततों राजन? गत: काश्मोरके पुनः । 


महावोरेण दीक्षां च धर्ते जेनमतेप्सिताम' || 
--वैदिक ग्रन्थ श्रीमाल पुराण, प्र. ७३ (जैनतत्त्व-प्रकाश ) 


(गौतम नामक एक ब्राह्मण ने तीर्थकर महावीर से जैनधर्म की दीक्षा लेकर इच्छित श्र्थ को 
सिद्ध किया )) 


६८ 


तीर्थंकर महावीर के संघ में १९ गणघर, ७०० कंवली, ५०० 
, मनःपर्यय ज्ञानी, १३०० अवधिज्ञानी, नौ सौ विक्रिया-ऋद्धिवारक, 
चार सौ अनुत्तरवादी, छत्तीस हजार साध्वी (श्रमणा), एक लाख 
श्रावक और तीन लाख श्राविकाएँ थीं । 

तीर्थंकर महावीर ने २९ वर्ष, ५ मास, २० दिन तक (ऋषि, 
मुनि, यति और अनगार) इन चार प्रकार के साधु संघ एवं श्रमण, 
श्रमणी, श्रावक और श्रविका सहित देश-विदेश में महान्‌ धर्म-प्रचार 
किया ।" 

अन्त मे वें विहार वन्द करके पावानगर में अनेक सरावरों के बीच 
उन्नत भूमि महार्माण शिलातले ठहर गये । वहां उन्होंने छह दिन योग 
निरोध करके अन्तिम गणस्थान प्राप्त किया और शेंध अधाति कर्मों 
का क्षय करके कातिक वदी अमावस्या क॑ ब्रह्मम॒हत मे (सूर्योदय से 
कुछ पहिले ) संसार क॑ आवागमन से म॒क्ति प्राप्त की । 


परिनिर्वाण-महोत्सव 

जब तीथंकर महावीर का पावापुरी में निर्वाण हुआ, तव उस रात्रि 
का अन्तिम अन्धकार था । ज॑ंसे ही विभिन्न आसारों से इन्द्र को तीर्थकर 
महावीर के मक्ति-गमन की सूचना मिली, त्यों ही तत्काल देव-परिवार 
के साथ वह पावा नगर आया । वहाँ उसने असंख्य दीपक जलाकर 
महान्‌ प्रकाश किया। आगन्तुक देंवों ने उच्च मध॒र स्वर से तीर्थंकर 
का वार-वार जयघोष किया, जिससे पावानगर तथा निकटवर्तों 
सत्री-पुरुषों को तीर्थंकर के निर्दाण को सूचना मिल गई: अत: समस्त 
स्त्री-पुरुष दीपक जलावःर उस स्थान पर आये | इस तरह वहाँ असंख्य 
दीप प्रज्बलित हो गये । मनष्यों ने तथा देवों ने तोर्थकर के निर्वाण 

१ 'वासाणणलीस पंच य मासे य बीस दिवसे य। 


चउठविह भ्रणगारेहि य वारहदिणंहि (गर्णहि) विहरित्ता ॥।' 
“जज. धव. खं. प. ८१. 
२ पावापुरस्य बहिरुनत्नतभमिदेशे, पद्मोत्पलाकुलवतां सरसां हि मध्ये। 
श्री बर्धभान जिनदेव इति प्रतीतो, निर्वाणमाप भगवान्‌ प्रविधतपाप्मा ॥।' 
--निर्वाण भक्ति २४. 


६९ 


का महान उत्सव किया। हस्तिपाल राजा मल्लगण राज्य के नायक 
तथा १८ गण नायकों ने मध्यमा पावा में परिनिर्वाणोत्सव भक्ति- 
प्‌वेक मनाया । 


तदनन्तर देवों ने तीर्थंकर का शरीर कपूर, चन्दन की चिता 
क॑ ऊपर रक्‍्खा । अग्निकुमार देवों ने जैसे ही नमस्कार किया कि उनके 
मुक्‌ट से अग्निज्वाला प्रकट हो गयी, उससे सुगन्धित द्रव्यों के साथ 
तीथंकर का परम ओऔदारिक शरीर भस्म हो गया। उस भस्म को 
सवने अपने-अपने मस्तक से लूगाया। उसी दिन गौतम गणघर को 
कंवल ज्ञान का उदय हुआ । 


तब से समस्त भारत में तीर्थंकर महावीर क॑ स्मरण में प्रतिवर्ष 
कातिक वदी अमावस्या को स्मारक रूप मे दीपावली महापवंराज' 
प्रचलित हुआ, यह दिवस जनों में बहुत शुभ माना गया है। इस दिन 
तीर्थंकर महात्रीर की पूजन होती है, परिनिर्वाण-पूजा होती है, और 
कंवलज्ञान लक्ष्मी की पूजा भो होती है तथा रात्रि के समय दीपक 
जलाकर हषेसूचक प्रकाश किया जाता है ।* 


'तीर्थकर महावीर भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मध्यमा 
पावा नगरी में पवारे, और वहाँ क॑ एक मनोहर उद्यान में चतुर्थ 
काल में तीन वर्ष, साढ़े आठ मास वाकी रह जाने पर कारतिक 
अमावस्या के प्रभातकालीन संध्या के समय योग का निरोध करके कर्मों 
का नाश करके मुक्ति को प्राप्त हुए । चारों प्रकार के देवताओं ने 
आकर उनकी पजा की और दीपक जछाये । उस समय उन दीपकों 
के प्रकाश से पावानगरी का आकाश प्रदीषित हो रहा था| उसी 
समय से भक्तलोग जिनेब्वर की पूजा करने के लिए भारतवर्ष में 


पावापुर बरद बहिरभविलसित विनतवनके सुझुबितसरासां | 
पावन वनके जिनेंन्रं श्रीवीरं मारविजयि विजयंगेयदं ।।' 
--आचण्ण कवि, वर्धमानपुराण, १६।६६ 


96 


प्रतिवर्ष उनके परिनिर्वाण-दिवस के उपलक्ष्य में दीपावली पर्व 
भनाते हैं।* 
श्री वीर प्रभ के निर्वाण के स्मारक रूप वीर निर्वाण संवत्‌ प्रारम्भ 
हुंआ है, जा कि प्रचलित सभी संवतों से प्राचीन (२५०० ) है। 


महावीर के नाम पर नगर 

तीर्थंकर महावीर की स्मृति में बंगाल-विहार के अनेक नगरों 
नाम तीर्थंकर के नामानरूप रखे गये । तीर्थंकर के जन्म नाम वढ़ें- 
मान पर (वर्दमान), वीर' नाम पर वीर भूमि' (वीरभम) तीर्थंकर 
के चरण चिह्न और ध्वज चिह्न सिह से सिह भूमि! [ सिहभस ] 
[ 'सिहो5हँतां ध्वजा:-इति हंमचन्द्र:] नगर का नाम अब तक 
प्रचलित है। 


तीथंजूर महावोर और महात्मा बद्ध 


ताथकर महावोर के समय में अन्य कई धर्म-प्रचारक हु? है, उनमें 
कपिलवस्तु के क्षत्रिय राजा गुद्धोधन क॑ प्रत्र गौतमब3' अधिक विख्यात 
है । राजकुमार गौतम न तरुण अवस्था में संसार से विरक्‍्त होकर सव 
से पहले तीर्थंकर भहावोर कं पूंवतों २३ वें तीथथंकर पा्र्वनाथ की 





१. “जिनेन्द्वीरोषप विबाध्य संत्त समततो भव्यसमहसंताति । 
भ्रप्य पावानगरी गरीयसी मनोहरंद्यानवनें तदीयके ।। 
चतुर्थ काले 5धंचतुर्थ मास: विहीनताविश्चतुरदश पके 
सकातिके स्वातिष कृष्णभतसुप्रभातसन्ध्यासमय स्वभावत: ।। 
प्रधातिकर्माण निस्द्धयोगको विधय घाती . धनवद्विबंधनं 
बिबन्धनस्थानमवाय_ शंकरों निरन्तरायोरसुखानबन्धनम्‌ ।। 
ज्वलत्यदीपालिकया प्रवद्धया सुरासुई: दीपितया प्रदीप्तया 
तदास्म पावानगरी समंतत: प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते ।। 
ततस्तु लोक: प्रतिवर्धभादरात्‌ प्रसिद्धदीपालिकयात भारते 
समुद्यत: पूजयित्‌ जिनेश्वरं जिनेन्द्रनिवाणविभूति भक्तिभाक ।।' 

ह -टरिवंश पुराण, सर्ग ६६ 

२. सिहों लांछनान्यहंतां क्रमात्‌ ।--प्रतिष्ठातिलक ११।३ / लांछन स्थापन, 


७१ 


शिष्य-परम्परा के जैन साध पिहितास्रव* से साधू दीक्षा ली। जन 
शास्त्रों के अनसार समस्त वस्त्र त्यागकर वे नग्न हुए और कंशलोंच 
तथा हाथों में भोजन करना आदि जैन साधु का आचरण कुछ दिन 
तक करते रहे । जब उन्हें जेन साध की चर्या कठिन प्रतीत हुई, 
तब उन्होंने गेरुए वस्त्र पहिनकर अपना अलग पन्थ चलाया जिसका 
नाम मध्यम मार्ग पड़ा । 

- है सारिपुत्र, मेरे तप की ये क्रियाएँ थीं-में निव॑स्त्र रहा, मेंने 
लोकाचार को त्याग दिया, मंने हाथों मं भोजन लिया, अपने लिय 
लाया हुआ भोजन नहीं किया, अपने निम्मित्त से बना भोजन नहीं किया, 
भोजन का निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया, थाली में भोजन नहीं किया, 
मकान की इयोढ़ी (विद इन ए श्र द्वहोल्ड) में भोजन नहीं किया, 

खिड़की से नहीं लिया, मसल से कटने के स्थान पर भोजन नहीं लिया, 
न गर्भिणी स्त्री से लिया, न वच्चें को दूध पिलाने वाली से लिया, 
न भोग करने वाली से लिया, न वहाँ से लिया जहां कुत्ता पास खड़ा था, 
न वहाँ से लिया जहाँ मक्खियाँ भिन-भिना रही थीं, न मछली, न माँस, 
न मदिरा, न सड़ा माँस खाया, न तुस का मेला पानी पिया । मेने 
एक घर से भोजन लिया, एक ग्रास भोजन लिया या मैने दो घर से 
भोजन लिया, दो ग्रास भोजन लिया । मेने कभी दिन में एक वार 
भोजन किया, कभो पन्द्रह दिन रे भोजन किया। मेंने मस्तक, दाढ़ी 
वे मछों के कंशलोंच किये । उस कंशलोॉच की क्रिया का चाल रखा । 
में एक बद पानी पर भी दयाल रहता था। क्षुद्र जीव की हिसा भी मेरे 
द्वारा न हो ऐसा में सावधान था । 

“. “सिस्पिसणाहतनित्थ सरयतीरें पलासणयरत्थों। 
पिहितासवस्स सिस्सोीं महासुदों बुइढकिन्तमणी ।।' --दैगनसार ६ 
“तलषास्सू मे इदं सारिपुन्त, तपस्सिताय होति, अ्चलको होमि, मलाचारों हत्थ पलेखनों, न 
एहिभद्धन्तिकों नतिट्ुभडडन्तिकों, नाशिहितं न उदिष्स्सकत ने निमन्‍तन सादयामि, सोत 
कस्भिमखपरिरगण्हासि, न एलकमन्तरं, न द०्डमस्तरं, न मसलमंतरं, न द्विन्न॑ भजमानानें, 
ने गब्भनिया, न पापमानाय, न पूरिसस्तरगताय, न संकितासू. न यत्थ सा उपद्वितो 
होति, न यत्थ स उपद्वितों होति, य यत्थ भव्खिका सण्डसण्डचारिसी,न मच्छ न मांसं, 


तसुरं, न भरेय, न थमोदक पिवामि, सो एकागरिकों वा ह्ञॉसि एकालोपिको, द्वागारिको 
वा होमि द्वालोपिको 7 ४ ५० (0 ' सागरिकों था होमि सत्तालोसिकों एकिस्सापि 


७२ 


दलिया यापिमि, हीहिपि दत्तीहि यायोमि-“““पे““सत्तहि पिदत्तीहि यापेमि एकाहिक॑ं 
ग्राहार प्राहारेमि, द्वीहिक॑ पि प्राहारं प्राहारेमि“पे“मत्ताहिक॑ आ्राहारं आहारेमि, 
इति एवं रब अद्धमासिकं वि आहार झाहारेसि इति एबरूपं अद्धमासिक पि परियाय- 
मे भोजनानयोग मनुयत्तो विहरामि। 

केसमस्सुलोचको पिहोमि, केसमस्सुलोचनानुयोग मन्‌पुन्तो, याव उदक विन्दुन्हि पि में 
दया पन्चपद्धिता होति-माह खद के पा्णं विसमगते संघाद झापटेसि ति। 
“मो लक्षों सो सिन्नो चेव, एको मिसनके बेन | नरगो ने चरिगमासीनों, रसनापसृत्तो 
मनीति ।।"' --शृत्तपिटके-मज्मि मनिकाय, महामीहनादसून्, पृ. १२४. 
“एकेमिदाह महानाम समय राजगहे विहरासि गिज्लकटे-पव्वते ! तेन खोपन समयेन 
संबहुला निगण्ठा इसिगिलियस्से कालसिलायं टरब्भत्थका हौति श्रासन परिविखता, 
ग्रोपकन.मिका दकस्यानिष्पा केटका बेदना बेंदंति। श्रथ खाह महानाम सायण्ह समप 
पटिसललाण हडिडतों येन #सिगिल पस्सय काण सिला ग्रेन ते निग्गठा तेन उप संक- 
मिमम उप्र संकमिता ते निरगटठे, एतदबोचमः । किन्हं तुम्हे पश्रावसो निर्गंटा उव्भट्टका 
प्रासनपद्टिखिता, श्रोवकर्मिका दुक्खा तिप्पा कटका बेदना वेदिय याति-?वं बत्तेमहानाम 
ते निरगंठा में एतदवो्च, निरंझों झाब सो नाठपृन्तों सब्बण सण्वदस्मावी प्रपरिसेस 
क्ानदस्सन परिजानाति चरतों चर तिटुतों च सुन्तस्य व सततं समितं ज्ञानदस्सन पकलखु- 
पद्ठितोति, सो एवं भ्राह प्रत्थि खो वो निरगटा पृछे पाप कम्मं करत, त॑ इमाय कटकाय 
दृकक रिकारिकाय निज्जेरथ य॑ पतेत्य एतरिह कार्येन संबुता, वाचाय संबता; मनसा संवता, न॑ 
झ्ायति पापस्स कम्मस्स प्रकरण, इति पुराणानं कम्मानं तपसा कंतिभाभा, नवानं भ्रकारण 
प्रायति झ्ननवस्सवो, झ्रायति प्रदवस्सवा कम्मरुखपों, कम्मवखपा दृकखवखयो, दृक्‍्खकगश्पा 
बेदनाकखपा बेदनाक्दपा सब£ दृकखं निण्जिएणं भविस्सति। ते च पन पश्रम्हाक॑ रूच्चति 
जब खमसि व तेन न झग्रगहा अ्रनि मनाति।' 

““बाद्ध ग्रन्थ मज्यिमनिकाय, प. १६२-६३. 

(महा।मा बद्ध कहते है कि), हे महानाम ! मैं एक समय राजगढह के गहकूट पर्वत पर 
धम रहा था. तब क्र्पिगिरि के समीप कालशिला पर बहुत से निग्नंन्थ (जैनसाथर) 
भ्रासन छाट्कर उपक्रम कर रहें थ और तोद् तपस्या में लगे हए थ। मैं सायंकाल 
उनके पास गया शभ्रौर उनसे बाला, “भो निर्ईन्थो ! तुम झ्रासन छोड़कर उपक्रम कर 
४ सी कठिन तपस्या के बेदना का प्रनभव क्‍यों कर रहे हो ? 

जब मैंने उनसे सा कहा तब ते साध इस तरह बोले कि निम्नेन्थ ज्ञानपुत्ने भगवान 
महावीर स्वज्ञ और सर्वदर्णी है, वे सब कुछ जानते हैं और देखते हैं। 

चलते, ठहरते, सोते, जागते सब हालतों में सदा उनका ह्ञानदर्शन उपस्थित रहता 
है.। उन्होंने कहा है कि निम्नंन्दो ! तुमने पहिल पाप कर्म किये हैं उनकी इस कटिन 
तपस्या से निजरा कर डालो। मन, बचन काय को रोकन से पाप नहीं बंधना और 
तप करने से पुराने पाप सब दूर हो जाते हैं। इस तरह नये पाषों के न होने से 
कर्मो का ढ॥श्य होता है, कर्मो के क्षय से दूखों का क्षय होता है, दूःखों के नाश से 
वंदना नष्ट होती है प्लोर वेंदना के नाश से सब दुःख दूर हो जाने हैं (तब दद्ध 
कहते है) 'यह बात मे ग्रच्छी लगती है झौर मैंने मन को ठोक माल्म होती हैं।') 


तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध 
वास्तव में तीर्थकर महावीर और महात्मा बुद्ध समदेश, सम- 
काल, एवं सम संस्कृति क॑ दो क्षत्रिय राजकुमार हुए, जिन्होंने आत्म- 
धर्म और लोकतर्म का २५०० वर्ष पूर्व प्रसार किया । 
इन दोनों आत्माओं के जीवन, सिद्धान्त, धर्म आदि का अध्ययन 
करने में निम्नलिखित तुलनात्मक तथ्य-तालिका वहुत उपयोगी 
सिद्ध होगी-- 


आत्मधर्म प्रकाशक महावीर लोकथमं-प्रचारक बद्ध 
१. नाम वरद्धमान बुद्ध 
२. पिता सिद्धार्थ शुद्धोधन 
३. माता त्रिशला महामाया 
४. गोत्र कश्यप कश्यप 
५. ग्राम कुण्डग्राम (वंशाली ) कपिलवस्तु (लम्बिनी ) 
६. वंश ज्ञातृ शाक्य 
9. जाति क्षत्रिय क्षत्रिय 
८. जन्म है. पू. ५०० ई. पु. ५८२ 
९. परम अहंन्त आहंत* 
१०. ज्ञान-प्राप्ति-स्थान ऋजुकलातट गया 
११. निर्वाण ई. पू. ५०७ ई. पृ. ५०२ 
१२. निर्वाण-स्थान पावापुरी कुशीनार 
१३. आयप्य ७० बपं ८० वर्ष 
१४८. ब्रत पंच महात्रत पंचर्णाल 
१५. भिद्धान्त स्पादवाद क्षणिकवाद 
मेष 


महात्मा बद्ध ने कहा था-'#िक्षओझ ! मैने एक प्राचीन राह देखी है, एक एसा प्रार्चीन मार्ग 

जो कि प्राचीनकाल के भ्ररहन्ता द्वारा आचरण किया गया था। मैं उसी पर चला और चलते 

हुए मुझे कई ततों का रहस्य मिला । शिक्षश्रो, प्राचीनकाल में जो भी प्रहेन्‍त तथा दुद्ध हुए 

थे उनके भी ऐसे ही दो मुख्य अनयायी थ, जैसे मेरे भ्रनयायी सारिषुत्र मारगलायन थे।' 
(संयु, १६४) 

“जैन साधना जहां एक ओर बौद्धसाधना का उदगम है, वहाँ दूसरी ओर वह णैवमार्र का 

भी आदिखोत है ।---संस्कृति के चार अ्रध्याय, रामधारीसिह दिनकर; ५. «४३5. 


महावी र-निर्वाण संवत्‌ 


भगवान महावीर का निर्वाण कव हुआ, इस संबंध में जनों में 
गणना की एक अभंद्य परम्परा विद्यमान है और बह रवबंताम्बरों तथा 
दिगम्वरों में समान ही है । “तित्थोगालीपयन्ना' में निर्वाण काल का 
उल्लेख करते हुए लिखा है-- 

'जं दर्याण सिद्धिगओ, अरहा तित्थंकरों महावीरो । 

त॑ इयणिभवंत्रीण, अभिरुत्तो पालओ शहाया ॥॥६२०॥॥ 

पारूग रण्णों सट्ठी, पुण पण्णसय वियाणि णंदाणम्‌ । 

मुरियाणं सट्टिसियं, पणतीसा पूस मित्तार्ण (त्तस्स) ॥६२१॥। 
बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्टा चत्ताय होंति नहसेणे । 

गह॑ंभसयसेग पुण, पड्यिज्ञों तो सगो राया ॥॥६२२॥॥ 

पंथ य भरसा पंच ०, वासा छच्चेद होंति वासरुया । 

परिनिव्यु अस्स:रिहतो, तो उत्पन्नो (पशिवद्नो) रुगो राया ॥॥६२३॥ 

(जिस रात में अहंन्‌ महावीर तीर्थंकर का निर्वाण हुआ, उसी 
रात (दिन) में अवन्ति में पालक का राज्याभिषेक हुआ । 

६० वर्ष पालक वे, १५० नन्दों के, १६० मौर्यों के, ३५ पुष्यमित्र 
के, ६० वलमित्र-भानमित्र कं, ४० नभ:सन के और १०० वर्ष गद्दे: 
भिल्‍लों के बीतने पर शक राजा का जासन हुआ । 

अहेन्‌ महावीर को निर्वाण हुए ६०५ वर्ष और ५ मास बीतने 
पर थक राजा उत्पन्न हुआ । ) 

यही गणना अन्य जेन-पग्रन्थों में भी मिलती है । हम उनमे से 
कुछ नीचे दे रहे हैं-- 
(१) ओऔ वीर निव तेवर्ष: घड़णि: पंचोत्तर: शर्त: । 
शाक संवत्सरस्थंबा प्रवत्तिभरतेडभवत्‌ ।। 
“मेरुतृंगाचाय रचित 'विचार-श्रेणी' (जन साहित्य संशोधक, खण्ड 7. अंक 
३-४ प्‌ . ४) 
(२) छाहि वासाण रूएहि पंर्चाह वासेहि पंच मारसेह । 
मन जिनन्‍्याग गयरस उ उपाज्जिस्सइ सगो राया ॥। 
“नेमिचन्द्र रचित महावीर चरियं श्लोक २१६९, पत्र ९४-१। 


३५ 


६०५ वर्ष ५ मास/काश्यहीरअंतर दिगम्बरों में भी मान्य है । 
हम यहाँ तत्संबंधी कुछ प्रमाण दे रहे हैं-- 
(१) पणहस्सयवस्सं पणभासजु्द गोमय वोरणिव्युइदो । 
सगराजो तो कक्‍्की चदुणव तियमहिय सर सासम्‌ ॥॥८५०॥। 
-नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती रचित त्रिलोकसार' 
(२) वर्बाणां घटशतों त्यक्तवा पंचाग्रां मास पंचकम्‌ । 
सुक्तिगते महावोरे शकराजस्सतो:भवत्‌ ॥॥६०-५४९॥। 
--जिनसेनाचायं रचित 'हरिवंशपुराण । 
(३) णिव्वाणे वीरजिण छव्वास सदेसु पंचविरिसेसु । 
पणमासेसु गदेसु संजादों सगणिओ अहया ॥। 
-- तिलोग्रपण्णत्ति,, भाग १ पृष्ठ ३४९।॥। 
(४) पंच ये मासा पंच य दारू! छच्चेद होंति वारुरूया । 
संगफालेण य सहिया थावदव्वों यदों रास ॥। 
-ध्रवला (जैन सि. मवन आरा), पत्र ५२७ 
वर्तमान ईस्वी सन्‌ १९७३ में शक संवत्‌ १८९४ है। इस 
प्रकार ईस्वी सन्‌ और शक संवत्सर में ७९ वर्ष का अन्तर हुआ । भगवान 
महावीर का निर्वाण गक संवत्‌ से ६०५ वर्ष ५ मास पूर्व हुआ। इस 
प्रकार ६०६ में से ७९ घटा देने पर महावीर का निर्वाण ईसबी पूर्व 
५२७ में सिद्ध होता है। 
केवल शक संवत्‌ से ही नहीं, विक्रम संवत्‌ से भी महावीर निर्वाण 
का अन्तर जन साहित्य मे बांणत है। 
'तपागच्छ पट्टावलि' में पाठ आता है-- 
“जं रण कालगओ, अरिहा तित्थंकरों महाबोरो । 
त॑ रण अवणिवई, झहिसित्तो पारओ राया ॥॥१॥। 
बट्ठीी पालयरण्णो ६०, पणवण्णसयं तु होइ नंदाणं ।१५५ 
अट्टूसयं॑ मुरियाणं १०८, तोसच्चिय पुूसमित्तस्स ३० ॥॥२॥। 
बलभित्त भाणुमित्त सट्टीी ६०, वरिराणी चत्तनहवाणं ४०० 
तह गछभिल्लरज्जं तेरस १३ वरिस सगसस चखठवरिसा ॥३॥॥- 


श्री विक्रमादित्यशच प्रतिबोधितस्तद्वाज्यं तु भी बीर सप्तति: चलुष्टये ४७० 
संजातं ।” 


3८ 


[६० वर्ष पालक राजा, १५५ वर्ष नवनन्द, १०८ वर्ष मोर 
वंश , ३० वर्ष पृष्यमित्र, वलमित्र भानमित्र ६०, नहपान ४० वर्ष । 
गदंभिलल १३ वर्ष, शक ४ वर्ष कुल मिलाकर ४७० वर्ष (उन्होंने 
विक्रमादित्य राजा को प्रतिबोधित किया ) जिसका राज्य वीर निर्वाण 
के ४७० वर्ष वाद हुआ ।] तीर्थंकर महावोर' विजयेन्द्रसूरि, प० ३१९ 


ईसापूर्व ५२७ वर्ष भगवान महात्रीर के निर्वाण के पदचात्‌ दिगम्वर 
आम्नायानुसार केवली, श्रुतकेवली ओर दश्पूर्वधरों की सूची (+<) 


केवली--२ 
१. गौतम गणधघर १२ वर्ष 
२.  सुधर्मा १२ वर्ष 
३.  जम्वस्वामी ३८ वर्ष 
श्रत केवली--५ 
१. विष्णनन्दी ?४ वर्ष 
२. नन्दिमित्र... १६ वर्ष 
३. अपराजित +२ वर्ष 
४... गोवध॑न १९ बर्ष 
४.  भद्रबाह २५० वर्ष 


१६२ वर्ष 
दिगम्बर आम्नाय के अनुसार १६२ वर्ष पच्चात्‌ श्रतकेवली 
का लोप माना गया है-- (ई . पू. ३६५) 


(कादशगणघरा -- 
“एन्द्रभतिरग्निभतिर्वायुभति: सुधमंक: । 
मौयंमौध्यो पुत्रभिव्रावकम्पनसुनामध॒क्‌ ।। 
प्रन्धवेल: प्रभामश्च मद्रसंख्यान मनोन यजें। 
गौतम॑ च॒ सूधर्म चर जम्बस्वामिनमध्वेगम्‌ ।। 
श्षुतकेवलिनो उन्यांश्व॒ विध्णुनन्दपराजितान | 
गोवर्धन भद्वबाहूं. दशपूर्वधरं यजे ।।' 
--पभ्राचार्य जयसेन प्रतिप्ठापाठ 


ही 


ददपुर्वंधर---  7 
१. विशाखाचाय॑ १० वर्ष 
२. प्रोष्ठिल १९ वर्ष 
३. क्षत्रिय १७ वर्ष 
४... जयसेन २२ वर्य 
५. नागसेन १८ वर्ष 
६. सिद्धार्थ १७ वर्ष 
9. धृतिषण १८ वर्ष 
८. विजय १३ वर्ष 
९. बुद्धिवल्ल २० वर्ष 
१०. गंगदेव १४ वर्ष 
११. धर्मसेन १६ वर्ष 


१८४ वर्ष 








“चन्द्रगुप्तरूनि: शीघ्र प्रथमों द.शपूर्विणाम्‌ 
सवंसंघाधिपा जाता विजशाखाचारयसंजञक: ।॥।' 
--हरिपेण रचित, कथाकोंपष ४3०. 


दशपूर्वथरों में प्रथम चन्द्रगुप्त-मनि शीक्र ही विशाखाचार्य नाम से सर्वंसंध के 
अ्रधिपति हुए । 
“विशाखप्रोप्टिल क्षत्रीयजय नाग पुरस्मरान । 
सिद्धार्थधधतिघेणाह्ौ विजय बडिवल तथा।। 
गंगदेव॑ धर्मसेममेकादश तु सुश्षुतान्‌ ।-- 


न््फि 
च् 


कि । 


श्द ०७ *ए 


० 


ल्<््‌ 0 


ल्‍्प 


म। 


दर ०७ 





७८ 


एकादशांगधारी 


आचाय॑ नक्षत्र ] 

आचाय॑ जसयाल (जयपाल ) 

आचाय॑ पाण्ड २२० वर्ष 
आचाय॑ पध्रुवसेन 

कंसाचार्य है 


आचारांगधारी 
आचार्य सुभद्र 
आचाय॑ यशणोभद्र 
११८ वर्ष 


आचर्य यशोबाहु 
आचार्य लोहाचाय॑ | 





सम्पूर्ण वर्ष योग ६८४ वर्ष 


प्रभावक आचार्य-- 

आवाय॑ गुणधर (कयायपाहुड)-विक्रम सं. १६. 

आचाय॑ कुन्दकुन्द (समप्रसार)-विक्रम सं. ३२. 

आचाय॑ उमास्त्रामी (तत्त्वथंसूत्र )-विक्रम सं. १५० 

आचार्य समन्त भद्र (रत्नकरण्ड)-(विक्रम सं. तीसरी शती ) 
आचाय॑ सिद्धसन (सन्मतिसूत्र )-(विक्रम सं. पांचवीं शती) 


नक्षत्र जयपालाख्यं पाण्ड्च ध्रवसेनकम। 
कंसाचार्य पुरोहुनीय ज्ञातारं प्रयजेअन्यहम।। 
सुभद्रंब यशोभद्र यशोबाहुं . मनीश्वरम । 
लोहाचार्य पुरा पूर्वज्ञानचक्रधरं नुमः ।। 


अनेकान्त 


जीव और अजोब : अनन्तानन्त 


इस जगत्‌ में अनन्तानन्त चेतन पदार्थ (जीव ) हैं और अनन्तानन्त 
जड़ (अजीव ) पदार्थ हैँ, उनमें से प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणों (शक्तियों ) 
तथा अनंत विशेषताओं का पुंज है। सूक्ष्म परमाणु (एटम ) में भी अनंत 
दक्तियाँ निहित हैं। परमाणु की शक्ति से विशाल नगरों का विध्वंस 
क्षण-भर में किया जा सकता है और विशाल परिमाण में विद्युत्‌ 
(विजली ) उत्पन्न करने वाले विजलीघर का संचालन किया जा 
सकता है, भीमकाय जलर-यान (पानी के जहाज, पनडब्बी, नाव आदि ) 
परमाणु की शक्ति से चलाये जा सकते हैँ । एक परमाणु में जब इस 
प्रकार की विध्वंस, निर्माण, संचालन, प्रेरण-रूप असीम शक्तियाँ 
तथा विशेषताएँ सिद्ध होती हैं, तब अन्य विशाल जड़-चेतन 
पदार्थों के गुणों और विशेषताओं का भी इससे अनुमान लगाथा जा 
सकता है। हे 


अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म करती हैँ, सोने क॑ गलाकर 
शुद्ध करती है, रोटो को पकाती है, दाल को गलाती है, जल को 
भाष बनातो है, अशुद्ध धातु-पात्रों को शुद्ध करती है, शोत को दूर 
करती है, प्रकाश प्रदान करतो है, इत्यादि अनन्त प्रकार क॑! विशेषताएँ 
अग्नि में विद्यमान हैं । 


ऐसो हो अनन्त शक्तियां, गुण या विशेषताएं जल, वायु तथा 
पार्थिव पदार्थों में विद्यमान हैं । ये भौतिक (पार्थिव, जलोीय, आग्नंय, 
वायव्य ) पदार्थ उन परमाणुओं के सम्बद्ध समुदाय से बना करते हैं, 
जिनकी शक्ति परमाणु-वम, परमाणु-किजिलीघर आदि के रूप में पहले 
वतलाई जा चुकी है। 


अमृतिक जड़ पदार्थ 
पौदगलिक (मटीरियल ) जड़ पदार्थों के सिवाय अमूर्तिक (नॉन- 
मटीरियल ) जड़ पदार्थ और भी हैं, जिनको धर्म (ईथर) ((्रियाशील 
अनन्त पदार्थों की हलन-चलन रूप क्रिया में सहायक ), अधर्म (स्थिति- 
शील अनन्त पदार्थों की स्थिति में सहायक ), आकाश (समस्त पदार्थों 
के लिए स्थान-दाता ), काल (समस्त अनन्त पदार्थों के प्रतिक्षणवर्ती 
परिणमन में सहायक) नाम से कहा जाता है। उन अमूतिक जड़ 
पदार्थों में से प्रत्येक मं भो परमाण या भोतिक पदार्थों ऊ॑ समान अनन्त 
शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिससे कि इस जगत्‌ का ढाँचा सूक्ष्म 
रूप से विविध परिणमन कर रहा है। स्थल दृष्टि से विचार-शक्ति 
भले ही सहसा उसे न जान सकं, किन्तु सूक्ष्म विचार से तो उनको 

जान। ही जाता है । 


चेतन पदार्थ की अनन्तानन्तता 


जड़ पदार्थों के समान चेतन पदार्थ (जीव ) भी सख्या में अनन्ता- 
नन्‍्त हैं और प्रत्येक चेतन पदार्थ भी, वह चाहे छोटा प्रतीत हो या 
बड़ा, अनन्त शक्तियों का पुंज है। ज्ञान-दशन, सुख, वल, श्रद्धा, समता, 
क्षमता, मुदुता आदि अनन्त प्रकार क गुण या शाक्तयाँ तथा विशेषताएं 
प्रत्येक जीव मे विद्यमान (मोजूद ) हे । 

अर्थात्‌ जगत्‌ का काई भी पदार्थ क्‍यों न हा वह अनन्त गुणात्मक 
है। उन अनन्त गणों का परिणमन भिन्न-भिन्न निमित्तों से विभिन्न 
प्रकार का हुआ करता है। उन विभिन्न विशेषताओं को जब विभिन्न 


दृष्टिकोणों (अपेक्षाओं ) से जाना जाता है तव प्रत्पेक पदार्थ अनेक 
रूप मे प्रतीत होता है। 


जल किसी प्यासे मनुष्य की प्यास बुझाकर उसे जीवन देता है 
और किसी प्यासे (हैजे के रोगी) को प्यास बुझाकर मार देता है, 
स्नान के रूप में स्वस्थ मन॒ष्य को जल स्फति और आनन्द प्रदान करता 


है; दाह ज्वर वाले मनुष्य को वही जल-स्नान सन्निपात लाकर मृत्यु 


८९१ 


के निकट पहुँचा देता है। इस तरह जल जीवन-दाता अमृत-रूप भी 
है, और मारक विष-रूप भी है। 


दूध शरीर के लिए सर्वोत्तम पोषक पदार्थ है, तत्काल के उत्पन्न 
बालक, शिशु का जीवन तो दूध पर ही निर्भर है। किशोर, यौवन, 
प्रौढ़, वद्ध अवस्थाओं में भी दूध शरीर का अच्छा पोषण करता है, 
इसी कारण दूध को अमृत भी कहा जाता है; परन्तु यही दूध यदि 
अतिसार (दस्त) के रोगी को दिया जाए तो उसके लिए विष जैसा 
हानिकारक सिद्ध होगा। 


ऐसे ही विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार की प्रतोत होने 
वाली अनेक प्रकार की विशेषताएँ प्रत्येक पदार्थ में एक राथ होती हैं, 
जैसे-राम राजा दशरध के पुत्र थे, किन्तु लवणांकुश (लव-कुश ) 
के पिता थे, लक्ष्मण के भाई थे, सीता के पति थे, जनक के जामाता 
(दामाद ) थे, भामण्डल के बहनोई थे। इस तरह एक ही राम पुत्र, 
पिता, भाई, पति, दामाद, बहनोई आदि अनेक रूप थे । इर्स; प्रकार 
प्राय: अन्य प्रत्येक मनुप्य भी पिता, पुत्र, बाबा, पोता, पति, पृत्र, श्वसुर, 
जमाई, साला, वबहनोई आदि अनेक सम्वन्धोंका समुदाय होता है । 


इन अनेक प्रकार की विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक पदार्थ 
अनेकान्त (अनेक अन्ता: धर्मा: यस्मिन स अनेकान्तः) रूप में पाया 
जाता है, जो (धर्म) विशेषताएँ परस्पर-विरुद्ध प्रतीत होती हैं (जैसे 
जो पुत्र है, वह पिता कैसे हो सकता है, जो साला है, वह बहनोई 
कंसे हो सकता है, जो पति है, वह पुत्र कंसे हो रूकदा है इत्यादि ) वे 
ही विशेषताएँ एक ही पदार्थ में ठीक सही तौर पर पायी जाती हैं! 
पदार्थ की इस अनेंक-रूपता (धर्मात्मकता) को प्रतिपादन करने 
वाला सिद्धान्त अनेकान्तवाद कहलाता है। 


यदि हम हाथी का चित्र पीछे को ओर से लें, तो उसमें पिछले 
पर और पूंछ ही दिखाई देंगे, और यदि सामने से फोटो खीचें तो 
उसकी सुंड, दाँत, आँख, कान, मुख, अगल पैर चित्र भ॑ आवेंगें, और 


८२ 


«यदि इसे ही दाँयी ओर से खींचा गया तो वह अन्य ढंग का होगा । 
इसी तरह वायीं ओर कैमरा रखकर फोटो खींचने से हाथी का चित्र 
पहिले तोन चित्रों मे विलक्षण होगा । इस तरह एक ही हाथी के ये 
चित्र भिन्न-भिन्न दिद्या और कोणों से भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे। 
यद्यपि ये सभी एक दूसरे से विलक्षण हे, तथापि हैं सब वास्तविक 
और एक ही हाथी के। 


हजेनो (अंगूठे के पड़ोस की अँगुली) बड़ी भी है, क्योंकि अँगूठे 
से तथा कनिष्ठा (पाँचवीं; सबसे छोटी अँगृली) से लम्बाई में वह 
बड़ी है, परन्तु मध्यमा (बीच की अँगुली ) से बह छोटी भी है! इस 
तरह उसका छोटा और बड़ा होना उस एक ही तर्जनी में पाया जाता 
है। यह विरोधी है तथापि सापेक्ष होने से सही, संगत और 
संतुलित है । 


हमारा भारत देधा हिन्द महासागर से उत्तर दिद्या म॑ डै, हिमालय 
से दक्षिण में है. अरव देश से पूत् म॑ं है और ब्रह्म देश (वर्मा) से 
पष्चिम में है। आकान से नीचे की ओर है और पाताल से ऊपर 
की ओर है। इस तरह एक ही भारत देश इन छट़ दिग्याओं से छुह 
तरह का है, छह तरह मे कहा तथा माना जाता है; ये छहों बातें 
परस्पर-विरोधी हें, तथापि विल्कुल टीक हैं । 


पाँच वर्ष का वच्चा अपने तीस वर्ष के पिता से छ,टा भी है, क्‍योंकि 
उसका घरीर छोटा है, शरोर निवेल है. बुद्धि अल्प है; परन्तु वही 
पाँच वर्ष का वच्चा अपनी दो वर्ष को वहन से बद्य भी है । और 
वास्तव में आयु की अपेक्षा देखा जाए तो वह पाँच वर्ष दा बच्चा 
अपने ६५ वर्ष के वावा (दादा) से ६० वर्ष तथा अपने पिता से ३० 
वर्ष बड़ा है, क्योंकि उसके बावा ने अपनी आय के ६५ वर्ष समाप्त 
कर दिये हैं जबकि उस बच्चे ने अभी कंवल पाँच वर्ष हो विताये 
हैं; उसका पिता अपने जीवन के ३० वर्ष बिता चुका जबकि उस 
बच्चे क अभी पाँच वर्ष ही बीते हैं। यदि तीनों की आय ८०-८० 
बर्ष हो तो उसका वावा कंवर १५ वर्ष और जियेगा, उसका पिता 


८३ 


५० वर्ष और जीवित रहेगा तथा वह वच्चा (बाबा और पिता 
से अधिक) ७५ वर्ष और जीवित रहेगा; किन्तु उसकी दो वर्ष की 
छोटी बहन ७८ वर्ष जियेगी, इस कारण वह अपने भाई से तीन 
वर्ष वड़ी है। इस तरह पाँच वर्ष का यह एक ही बच्चा अपने बावा, 
पिता और दो बर्ष वाली वहन से छोटा भी है और बड़ा भी । उसका 
यह छोटा होना न कल्पित है, न उसका बड़ा होना अनुमानित 
है; दोनों ही कथन यथार्थ हैं, वास्तविक हैं; सापेक्ष हे । ह 


इस तरह किसी पदार्थ के स्वरूप की छानबीन की जाए तो थह 
अनेक धर्मात्मक (अनेक रूप का) सिद्ध होता है, एक धर्म रूप ही 
प्रमाणित नहीं होता; इसलिए जगत्‌ के समस्त पदार्थ अनेकान्त रूप 
हैं, एकान्त (एक ही रूप) रूप कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थल विचार से अनेकान्तवाद, यानी अनेकान्त 
का सिद्धान्त यथार्थ, अकाट्य, और तकंसंगत सिद्ध होता है । 


जब हम कहते हैं कि 'आत्मा नित्य है', तव हमारा दष्टिकोण 
(पाइंट ऑफ व्ह्य ) मौलिक आत्म-द्रव्य पर होता है, क्योंकि आत्मा 
अभौतिक द्रव्य है, अतः वह न तो अर्त्र-शस्त्रों से छिन्न-भिन्न ही सकता 
है, न अग्नि से जल सकता है; न जल ने गल्ल सकता है ओर न वाय्‌ 
से सूख सकता है । वह अनादि काछ मे अनन्त काल तक बना 
रहता हे । 


परन्त जब हम सांसारिक आवागमन को मुख्य करके आत्मा की 
पर्याय (भव-दर्शा ) का विचार करते हैं तो आत्मा अनित्य सिद्ध होता 
है; क्‍योंकि आत्मा कभी मनप्य-भव में होता है, कभी मरकर पशु- 
पक्षी आदि हो जाता है। इस तरह एक ही आत्मा में नित्यता भी है 
र अनित्यता भी | पृरुपार्थ सिद्धयुपाय में इसका एक सुन्दर उदा- 
हरण दिया गया है--- 


'एकेनाकर्षन्ती, इसलथयन्ती वस्तुतत्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जंनी, नीतिमंन्थान नेत्रमिव गोपी ।॥।225॥॥ 


८ 


(जिस तरह दही को मथकर मक्खन निकालने वाली ग्वालिन 
मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है और दूसरे हाथ की रस्सी 
को ढीला कर देती है; इसी तरह जैन-पदार्थ-निर्णय-पद्धति (अनेकान्त- 
बाद ) पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्य करती है, तो दूसरे को गौण 
(अमख्य ) कर देती है, उसे सर्वथा छोड़ नहीं देती । ) 

इस प्रकार अनन्त धर्मात्मक पदार्थों के किसी धर्मं को मुख्य और 
अन्य धर्म को गौण करके विचार करने से तत्व का ठीक-ठीक निर्णय 


होता है । [77 


सप्तभंगी 


जो तच्य मणेयन्तं णियम/ रूहहिद रुत्तभंगेहि । 
लोयगाण पण्हु बरूदों बबहार पवत्तणट्ठं चल ॥।' 
-कातिकेयानप्रेक्षा ३११॥। 


( जो लोक प्रशन-वश तथा व्यवहार-सम्पादनार्थ अनेकान्त 
का श्रद्धान सप्तभंगी ढ्वारा नियम से करता है वह शद्ध सम्यग्दष्टि है । ) 

समस्त चेंतन-अचेतन पदार्थ स्व-द्वव्य, स्व-क्षेत्र, रव-काल और 
स्व-भाव की अपेक्षा से सत्स्वरूप हें और पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल 
और पर-भाव की अपेक्षया असत्‌ स्वरूप हैं । यदि ऐसा अपेक्षया स्वीकार 
ने किया जाए तो किसी इष्ट तत्त्व की व्यवस्था नहीं वन सकती-- 


स्यादस्ति स्वचतुष्टयादिरतः स्थात्नास्त्यपेक्षाक्रमात्‌, 
तत्स्पादस्ति च नस्ति चेति युगपत्‌ सा स्थादवक्तव्यता । 
तद॒त्‌ स्थात्‌ पृथगस्ति नास्ति युगपत्‌ स्थादस्तिनास्त्याहिते, 
वक्‍तव्ये गणमुख्य भावनिय्त: स्थात्‌ सप्तभंगी विधि: ॥। 
--श्रीपुर पाश्वनाथ स्तोत्रमू ॥॥१०॥। 
(स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्य- 
वक्तव्य, स्यान्नास्त्यवक्तव्य, स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य-ये सात भंग हैं। 
वक्तव्य में गौण और मुख्य भाव नियत करने वाली यह सप्तभंग' 
विधि है ।) 
भंग शब्द के भाग, लहर, प्रकार, विध्न आदि अनेक अर्थ होते हैं 
उनमें से यह भंग शब्द प्रकारवाची लिया है; तदनसार वचन के भंग 
सात प्रकार के हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं क्योंकि आठवीं तरह का 
कोई वचन-भंग नहीं होता और सात से कम मानने से कोई-न-कोई 
वचन-भंग छुट जाता है ।॥* 


+ “सप्तधेव तत्सन्देह समृत्पादात्‌ । -स्याद्रादसिद्धि: ।। 
(किसी भी पदार्थ के विषय में सन्‍्दे हु की उत्पत्ति सात प्रकार से ही हो सकती है ।) 


८६ 


इसका कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के विषय में जो भी बात 
कही जाती है, वह मौलिक रूप से तीन प्रकार की होती है (या हो सकती 
है )-१. “है” (अस्ति) के रूप में; २. नहीं (नास्ति) के रूप में; 
३. न कह सकने योग्य (अवक्तव्य ) के रूप में । 

इन तीन मूल अंगों को परस्पर मिलाकर तीन युगल (द्वि-संयोगी ) 
रूप होते हैं--१. है' और "नहीं (अस्ति-नास्ति) रूप; २. है 
और 'न कह सकने योग्य” (अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ) । 

इस तरह बचन-भंग सात तरह क॑ हैं, इन सातों भंगों के समुदाय 
को (सप्तानां भड्ानां समुदाय: सप्तभंगी) 'सप्तभंगी' कहते हें। 

(१) प्रत्येक वस्तु अपने (विवक्षित-कहनें के लिए इंष्ट ) दृष्टि- 
कोण (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) की अपेक्षा अस्ति' (मोजूद ) रूप 
होती है; जैसे-राम अपने पिता दशरथ की अपेक्षा पुत्र है। 

(२) प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं की या अन्य (अविवक्षित) 
दृष्टिकोणों की अपेक्षा अभाव (नास्तित्व) रूप होती हैं; जेसे-राम 
राजा जनक (की अपेक्षा) क॑ पुत्र नहीं हैं । 

(३) दोनों दृष्टिकोणों को क्रमश: कहने पर वस्तु अस्तित्व 
तथा अभाव (अस्ति-नास्ति) रूप होती है; जैसे-राम दशरथ के 
पुत्र हें, जनक के पुत्र नहीं हें । 

(४) परस्पर-विरोधी ('है' तथा 'नहीं' रूप) दोनों दृष्टिकोणों 
से एक साथ (युगपद्‌ ) वस्तु 'बचन द्वारा कही नहीं जा सकती' क्योंकि 
वेसा वाचक (कहने वाला) कोई शब्द नहीं हैं। अतः उस अपेक्षा से 
वस्तु अवक्तव्य (न कह सकने योग्य ) होती है; जैसे-राम राजा दशरथ 
तथा राजा जनक की यगपद्‌ (एक साथ एक शब्द द्वारा) अपेक्षा कुछ 
नहीं कहें जा सकते । 

(५) वस्तु न कह सकने योग्य' (युगपद्‌ कहने की अपेक्षा 
अवक्तत्र्य ) होते हुए भी अपने दृष्टिकोण से होती तो है (स्थात्‌ अस्ति 
अवक्तव्य ) जेसे-राम यद्यपि दशरथ तथा जनक की अपेक्षा एक ही 
शब्द द्वारा अवक्तव्य (न कहें जा सकने योग्य) हूँ फिर भी राजा 
दशरथ की अपेक्षए पृत्र है (स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य ) । 


८७ 


(६) वस्तु अवक्तव्य (युगपद्‌ कहने की अपेक्षा) होते हुए भी 
अन्य दृष्टिकोण से नहीं रूप (स्यात्‌ नास्ति-अवक्तव्य) है; जैसे-राम 
दशरथ तथा जनक की युगपद्‌ अपेक्षा पुत्र नहीं हैं, (स्यात्‌ नास्ति 
अवक्तव्य ) । 

(७) परस्पर विरोधी (है और नहीं रूप ) दृष्टिकोणों से युगपद्‌ 
(एक साथ एक ही दब्द द्वारा) अवक्तव्य (न कह सकने योग्य ) 
होते हुए भी वस्तु क्रमश: उन परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों से है, नहीं 
(अस्ति नास्ति अवक्तव्य) रूप होती है; जेसे-राम राजा दशरथ 
तथा राजा जनक की अपेक्षा युगपद्‌ रूप से कुछ भी नहीं कहें जा सकते 
(अवक्तव्य हैं) किन्तु युगपद्‌ अपेक्षया अवक्तव्य होकर भी क्रमश: 
राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा जनक कं पुत्र नहीं हैं । 

इस प्रकार सप्तभंगी प्रत्येक पदार्थ के विषय में लागू होती है। 
सप्तभड्ी के लागू होने के विषय में मूल वात यह है कि प्रत्येक पदार्थ 
में अन॒योगी (अस्तित्व-रूप) ओर प्रतियोगी (अभावरूप-नास्तित्व 
रूप) धर्म पाये जाते हैं तथा अनुयोगी-प्रतियोगी धर्मों को युगपद्‌ (एक 
साथ ) किसी भी शब्द द्वारा न कह सकने योग्य रूप अवक्तव्य धर्म भी 
प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। अनयोग्री, प्रतियोगी और अवक्तब्य 
इन तीनों धर्मों क॑ एक संयोगी (अकंले-अकंले ) तीने भंग होते हैं तथा 
तीनों का मिलकर त्रि-संयोगी भंग एक होता है। इस तरह सव मिलाकर 
सात भंग हो जाते हँ। 

आचाय॑े कहते हें अक्षरेण मिमते सप्त बाणी:-सप्तविध वाक्‌ 
अक्षरों द्वारा व्यक्त है। यहाँ प्रथमा, द्वितीयादि सप्त विभक्तियाँ 
ही ज्ञातव्य नहीं हैं, अपितु वाक को सप्तभंगिमाएँ भी व्याख्यात हुई 
है। सप्त व्याहृति' वाणी को सप्तविध-संख्यान ही होना चाहिये। 
नहीं तो कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादन, सम्बन्ध, अधिकरण 
आदि कारक कंसे सिद्ध कर सकाोगे; इसलिए सप्त-विध भंग ही शब्द- 
शास्त्र से एवं वाणी से कथन करना सम्भव है । संगीत क॑ स्वर और 
रवि, सोम, मंगल आदि भी तो सात हैं, सात संख्या महत्त्वपूर्ण है । 


स्पादवाद 


द्याद्वादों विधते यंत्र, पक्षपातों न॑ खिचते । 
आऑहिसाया:.प्रधानत्वं, जेनघर्म: स उच्चते ।॥। 
जानने और कहने में वहुत भारी अन्तर है, क्योंकि जितना जाना 


जा सकता है उतना कहा नहीं जा सकता । इसका कारण यह है कि 
जितने ज्ञान के अंश हैं, उन ज्ञान-अंशों के वाचक न तो उतने शब्द ही हैं 


और न ही उन सव ज्ञान-अंशों को कह डालने की शक्ति जीभ (रसना ) 
में है। 


सामान्य दृष्टान्त है कि हम अंग्र, आम, अनार खाकर उनकी 
मिठास के अन्तर (मिष्ठता ) को यथार्थत: पृथक्‌-पृथक नहीं कह सकते । 
किसी भी इष्ट या अनिष्ट पदार्थ के छने, सूंघने, देखने, सुनने में जो 
आनन्द या दुःख होता है, कोई भी मनृष्य उसे इन्द्रिय-जन्य ज्ञान को 
ठीक उसी रूप में मुख ढवारा कह नहीं सकता । परीक्षा में उत्तीर्ण (पास ) 
होने वाले विद्यार्थी को अपना परीक्षाफल जानकर जो हर्ष हुआ, उस 
हर्ष को हजार यत्न करने पर भी वह ज्यों-का-त्यों कह नहीं सकता । 
गठियावात के रोगी को गठियावात की जो पीड़ा होती है, उसे वह 
शब्दों में नहीं बतला सकता । 


इस तरह एक तो जानने और कहने में यह एक बड़ा भारी अन्तर 
है। दूसरे जितना विषय एक समय में जाना जाता है यदि उसे मोटे 
रूप से भी कहना चाहें तो उसके कहने में जानने की अपेक्षा समय बहुत 
अधिक लगता है । किसी सुन्दर उद्यान का एक दृश्य देखकर जो उस 
बगीचे क॑ विषय में एक ही मिनट में ज्ञान हुआ, उस सब को कहने में 
अनेक मिनट ही नहीं अपितु अनेक घंटे लग जाएंगे; क्योंकि जिन सब 
बातों को नेत्रों ने एक मिनट में जान लिया है, उनको जीभ (युगपद्‌) 


८९ पी 
एक साथ कह नहीं सकती । उन बातों को क्रम से एक-एक करंके कहा 
जा सकेगा । ह 

इसी कारण प्राचीन ग्रंथकारों ने लिखा है कि सर्वज्ञ अपने ज्ञान 
द्वारा जितना त्रिकालवर्ती तथा त्रिलोकवर्तो पदार्थों को यगपद्‌ (सम- 
सामयिक) जानता है, उसका अनन्तवाँ भाग विषय उसकी वाणी से 
प्रगट होता है। जितना दिव्य-ध्वनि से प्रगट होता है उसका अनन्तवाँ 


भाग चार ज्ञानधारक गणधर अपने हृदय में घारण कर पाते हैं। जितना 
विषय धारण कर पाते हैं तथा उसका अनन्तवाँ भाग शास्त्रों में 


लिखा जाता है। 

इस प्रकार जानने और उस जाने हुए विषय को कहने में महान्‌ 
अन्तर है। एक साथ जानी हुई बात को ठीक उसी रूप में एक साथ 
कह सकना असम्भव है। 


अत: जिस पदार्थ के विप्य में कुछ कहा जाता है तो एक समय 
में उसकी एक ही वात कही जाती है, उस समय उसकी अन्य वातें 
कहने से छूट जाती हैँ; किन्तु वे अन्य बातें उसमें होती अवश्य हैं। 
जैसे कि जब यह कहा जाए कि 'राम राजा दशरथ के पुत्र थे । 


उस समय राम के साथ लगे हुए सीता, लक्ष्मण, लव-कुश आदि 
अन्य व्यक्तियों के पति, म्राता, पिता आदि के सम्बन्ध कहने से छुट 
जाते हैं, जो कि यथार्थ हैं । यदि उन छुंटे हुए सम्बन्धों का अपलाप 
कर लिया जाए (सर्वथा छोड़ दिया जाए) तो राम-सम्बन्धी परिचय 
(जानकारो ) अधूरा रह जाएगा और इसी कारण वह कहना गलत 
(अयथार्थ ) प्रमाणित (साबित) होगा। इस गलती या अध्रेपन को 
हटाने के लिए ज॑नधर्म-सिद्धान्त ने प्रत्येक वाक्य के साथ स्थात्‌' छाब्द 
लगाने का निर्णय दिया है। क्‍ 

स्यात्‌ शब्द का अर्थ कथंचित्‌' यानी किसी-दृष्टिकोण से” 
या किसी अपेक्षा से है। अर्थात्‌ जो बात कही जा रही है, वह किसी 
एक अपेक्षा से (किसी एक दृष्टिकोण से ) कही लए रही है, जिसका 


९० 


*अभिप्राय यह प्रगट होता है कि यह विषय अन्य दृष्टिकोणों से या अन्य 
अपेक्षाओं से अन्य अनेक प्रकार भी कहा जा सकता है। 


तदनसार राम के विषय में यों कहेंगे-स्यात्‌ (राजा दशरथ की 
अपेक्षा) राम पुत्र हैं। 'स्यात्‌” (सीता की अपेक्षा) राम पति हैं। 
स्थात्‌ (लक्ष्मण की अपेक्षा) राम “म्राता-भाई हैं। 


स्यात्‌ (लवांकुश की अपेक्षा ) राम पिता हैं। 
स्थात्‌ (राजा जनक की अपेक्षा) राम जामाता' (दामाद) हैं। 


इस तरह 'स्यात्‌' शब्द छगाने से उस बड़ी भारी त्रुटि (गलती ) , 
उपय्‌ क्‍त पाँच बातों में से एक ही वात कहने पर होती है, का सम्यक्‌ 
परिहार हो जाता है। 


यानो-राम पूत्र' तो हैं, किन्तु वे सवंथा (हर तरह से) पुत्र 
ही नहीं हैं, वे पति, भाई, पिता, दामाद आदि भी तो हैं। हाँ, वे 
राजा दशरथ को अपेक्षा से पुत्र ही हें। इस “अपेक्षा' शब्द से उसके 
अन्य दूसरे पति, भाई, पिता, दामाद आदि सम्बन्ध सुरक्षित रहे 
आते हैं। 

स्यात्‌ भारत (हिमालय की अपेक्षा) दक्षिण में है। 

इससे यही ध्वनि निकलती है कि भारत देश सर्वंथा (हर एक 
तरह से सवंथा ) दक्षिण में हो नहीं है, अपितु अन्य दृष्टिकोणों से अन्य 
दिश्ञाओं में भी है। 

तदनुसार- स्यात्‌ (पर्याय की अपेक्षा-मनुष्य, पश्‌ आदि नश्वर 
दरीरों की दृष्टि से) जीव अनित्य है”'। इस सत्य बात की भी रक्षा 
हो जाती है। 

इस प्रकार स्यात्‌” निपात के संयोग से संसार के सभी सैडान्तिक 
विवाद शान्त हो जाते हैं ओर पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है । 


किसी भवन के चारों ओर खड़े होकर चार फोटोग्राफर यदि 
उस भवन के फोटो लें, तो उस एक ही भवन के चारों फोटो चार 


९१ 


विभिन्न (अलग-अलग ) तरह के होंगे । यदि ये चारों अपने-अपने 
फोटों को ठीक बताकर परस्पर झगड़ने लगें कि मेरा फोटो ठीक है, 
तुम तीनों के फोटो गलत हैं' तो उस विवाद का यथार्थ तथा चारों फोटो- 
ग्राफरों के लिए संतोषजनक निर्णय (फंसला ) स्यात्‌' कोई एक (दष्ट) 
दृष्टिकोण कर सकता है। तदनसार निर्णय दिया जाएगा कि-- _ 


'स्थात' (सामने की अपेक्षा) इस (भवन के सामने खड़े होकर 
खींचने वाले ) फोटोग्राफर का फोटो ठीक है। स्यात' (पीछे भाग की 
अपेक्षा) पीछे से फोटो लेने वाले का फोटो ठीक है। 'स्यात्‌' (दाहिनी 
ओर की अपेक्षा) दाहिनी ओर से फोटो लेने वाले फोटोग्राफर का फोटो 
ठीक है। 'स्थात' (बाई ओर को अपेक्षा ) वाई ओर से फोटो लेने 
वाले फोटोग्राफर का फोटो ठीक है। इस तरह सबका संतोषजनक 
यथार्थ निर्णय 'स्थात्‌' रूगाने से हो जाता है। 


जगत्‌ के विभिन्न मत-मतान्तर अपने-अपने एक-एक दृष्टिकोण 
ही को सत्य मानकर दूसरों क॑ दृष्टिकोण से प्रकट की गई मान्यता 
असत्य वतलाकर परस्पर विवाद करते हू । उनका विवाद स्यात' 
पद लगाकर दूर किया जा सकता है। 


अनेकान्तवाद और सप्तभंगी स्याद्वाद के रूयान्तर हैं। स्याद्वाद 
एक वास्तविक अकाट्य सिद्धान्त है; किन्तु यह दाशंनिक तर्क-विषय 
है, अत: कुछ कठिन है। अनेक व्यक्ति इसका स्वरूप ठीक न समझ 
सकने के कारण इसे गलत ठहराने का यत्न करते हैं। ऐसी त्रूटि 
साधारण व्यक्ति ही नहीं, बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी कर जाते हैं । 


([][] 


विद्वानों की सम्मतियाँ 


हिन्बू विश्व विद्यालय बनारस के दर्शन विंवय (फिलासफी) के भूतयव 
प्रधान भ्रष्पापक थी फणिभूवणर्जी अधिफारो का कथन है--- 


“जनवधर्म के स्याद्गाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है उतना 
किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त 
नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया। यह बात अल्पन्न 
पुरुष के लिये क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो 
मैं भारत के इस महान्‌ विद्वान के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस 
महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हैं। एंसा जान पड़ता है कि उन्होंने 
इस धर्म के दर्शन-शास्त्र के मूल ग्रन्थों के अध्ययन करने की परवाह नहीं की ।” 


श्री महारहोपाध्णय सत्य सम्प्रदायाचार्य प. स्वामी राममिश्र जी शास्त्री 
प्रोफसर संस्कृत कालेज, वाराणसी लिखते हैं+-- 

“मैं कहाँ तक कहूँ, बड़े-बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जो ज॑नमत 
का खण्डन किया है वह ऐसा किया है जिसे सुन-देख हंसी आती है, स्याह्मद 
यह ज॑नधमं का एक अंमंद्य किला है, उसके अन्दर वादी-प्रतिवादियों के 
मायामय गोले नहीं प्रवंश कर सकते । 


जनधमं के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्व-ज्ञान और धार्मिक पद्धति के 
अभ्यासियों के लिए बहुत महत्वपृ्ण हैं। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों 
का द्वारखूल जाता है। 
इण्डिय। ऑफिस रून्दन के प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. थामस के उद्गार बड़े 
महत्वपूर्ण हैं; वे कहते हैं कि-- 

' न्यायश्ञात्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है । स्याद्गाद का स्थान बड़ा गस्मीर 
है। वह वस्तुओं की मिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है ।” 
भारताय बिद्वानों में बिस्घ/त निष्पक्त आलोचक एवं 'सरस्वता' पत्रिका के 

सम्पादक स्थ, पं. कहा: प्रर्तए द्विबंदं: लिखते हैं-- 

“प्राचीन दर्ज के हिन्दू धर्मावलम्बी बड़ं-बड़ें शास्त्री तक अब भी नहीं 
जानते कि जेनियों का स्याद्गाद किस चिड़िया का नाम है। पन्यवाद है जमंती, 


९३३ 


फ्रांस और इग्लेंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को जिनकी कृपा से इस धर्म 
के अनुयायियों के कीति-कलाप की खोज की ओर मारत वर्ष के इतर जनों का 
का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । यदि ये विदेशी विद्वान्‌ ज॑नों के धर्म-ग्रन्थों की आलोचना 
न करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रगट न करते तो हम लोग शायद 
आज भी प्व॑बत्‌ अज्ञान के अन्धकार में ही डूबे रहते । 


महात्मा गांधी जी लिखते हैं-- 


“मेरा अनुमव है कि अपनी दृष्टि से मैं सदा सत्य ही होता हूँ, किन्तु 
मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुझमें गलती देखते हैं। पहले मैं अपने को 
ही सही और उन्हें अज्ञानी मान लेता था, किन्तु अब मैं मानता हूँ कि अपनी- 
अपनी जगह हम दोनों ठीक हैं, कई अंधों ने हाथी को अलग-अलग टटोलकर 
उसका जो वर्णन किया था वह दुष्टान्त अनेकान्तवाद का सबसे 
अच्छा उदाहरण है । इसी सिद्धान्त ने मुझे यह बतलाया है कि मुसलमान की 
जाँच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईसाई की परीक्षा ईसाई दृष्टिकोण से की 
जानी चाहिये । पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अन्नान में हैं। आज मैं 
विरोधियों की दृष्टि से भी देख सकता हूं । मेरा अनेकान्तवाद सत्य, और 
अहिसा-इन युगल सिद्धान्तों का ही परिणाम है ।” 
उत्तर प्रदेश के भतपूर्व मुख्यमंत्री स्व. डॉ. सम्पूर्णानन्‍्दजी लिखते हैं-- 

“अनेकान्तवाद या सप्तभंगोन्याय जेन-दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है । 
प्रत्येक पदार्थ के जो सात अन्त या स्वरूप जैन ज्ञास्त्रों में कहे गये हैं, उनको 
ठीक रूप से स्वीकार करने में आपत्ति हो सकती है । कुछ विद्वान्‌ भी सात 
में कुछ को गाण मानते हैं। साधारण मनुष्य को वह समझने में कठिनाई 
होती है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में है और नहीं है, दोनों बातें 
कंसे कही जा सकती हैं, परन्तु कठिनाई के होते हुए भी वस्तुस्थिति तो 
ऐसी ही है ।' 


श्री डॉ. एस. वी. नियोगी एम. ए., एल. एल .एम ., एल . डी. भूतपूर्व 
चीफ जस्टिस नागदुर हाईकोर्ट तथा उपकुलपति नागपुर विश्वविद्यालय, 
लिखते हैं-- ' 

“जैनाचार्यों की यह वृत्ति अभिनन्दनीय है कि उन्होंने ईश्वरीय आलोक 
(7१०४८४३०॥) के नाम पर अपने उपदेशों में ही सत्य का एकाधिकार 
नहीं बताया, इसके फलस्वरूप उन्होंने साम्प्रदायिकता और धर्मान्धता के 
दृर्गुणों को दर कर दिया । जिसके कारण मानव-इतिहास भयंकर द्वन्द् और 


९४ 


रक्‍तपात के द्वारा कलंकित हुआ । अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद विश्व के दर्शनों 
में अद्वितीय हैं। *' स्याह्माद सहिष्णुता और क्षमा का प्रतीक है, कारण 
वह यह मानता है कि दूसरे व्यक्ति को भी कुछ कहना है।' ' * 'सम्यग्दश्शंन 
और स्याह्वाद के सिद्धान्त औद्योगिक पद्धति द्वारा प्रस्तुत की गई जटिल 
समस्याओं को सुलझाने में अत्यधिक कार कारी होंगे ।-जैन शासन, पृ. २ ४-२५ 


संस्कृत के उद्भट विद्ान्‌ डॉ . गंगानाथर्जा झा ने लिख है--- 


जब से मैंने शंकराचाय॑ हारा जैन सिद्धान्त का खण्डन पढ़ा है तब से मुझे 
विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है जिसे वेदान्त के आचार्य ने 
नहीं समझा । और जो कुछ अब तक जैनघर्म को जान सका हूँ उससे मेरा 
दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि व॑ जैनधमं को उसके मूल ग्रन्थों से देखने का कष्ट 
उठाते तो उन्हें जैनधर्म का विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती ।' 


श्री प्रो. आनन्द शंकर बाब भाई धश्रुय लिखते हैं--- 


“महावीर के सिद्धान्त में बताये गये स्याह्गाद को कितने ही लोग संशय- 
बाद कहते हैं, इसे मैं नहीं मानता । स्याह्वाद संशयवाद नहीं है, किन्तु वह एक 
दृ ष्टि-बिन्द्र हमको उपलब्ध करा देता है। विश्व का किस रीति से अवलोकन 
करना चाहिए यह हमें सिखाता है । यह निश्चय है कि विविध दृष्टि-बिन्दुओं 
द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु सम्पूर्ण स्वरूप में आ नहीं सकती । 
स्याह्द (जेनधरमं ) पर आक्षेप करना यह अनुचित है ।” 


बर्जो अभिननन्‍्वन प्रन्थ में पं. बलदेव उपाध्याए ने लिखा है--- 


“उपनिषदों में किसो एक ही मत के प्रतिपादन की बात (एकान्‍्त) 
ऐतिहासिक दृष्टि से नितानत हेय है, उनकी समता तो उस ज्ञान के मानसरो- 
वर (अनेकान्त ) से है जहाँ से मिन्न-मिन्न धासिक तथा दार्शनिक धाराएं 
निकलकर इस भारत-मूमि को आप्यायित करती आयी हैं। इस धारा (स्याद्वाद ) 
को अग्रसर करने में ही जन धर्म का महत्व है। इस घमं का आचरण सदा प्रत्येक 
जीव का कतंव्य है। वर्धभान तीथैकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है ।” 


अनंतदायनम्‌ अय्यंगार, (अध्य. लोकसभा भ्‌. पू.) लिखते हैं--- 
“भारत के महान संतों, जैसे जैनधर्म के तीथंकर ऋषभदेव व मगवान्‌ 
महावीर के उपदेशों को हमें पहना चाहिए। आज उन्हें अपने जीवन में उतारने 


का सबसे ठीक समय आ पहुँचा है; क्योंकि जैनधर्म का तत्वज्ञान अनेकान्त 
(सापेक्ष्य पद्धति) पर आधारित है, और जैनघरमं का आचार अहिंसा पर 


९५ 


प्रतिष्ठापित है। जैनधमे कोई पारस्परिक विचारों, ऐहिक व पारलौकिक 
मान्यताओं पर अन्ध श्रद्धा रखकर चलने वाला सम्प्रदाय नहीं है, वह मूलतः: 
एक विशुद्ध वैजानिक धर्म है। उसका विकास एवं प्रसार वैज्ञानिक ढंग से 
हुआ है । क्योंकि जैन धर्म का भौतिक विज्ञान, और आत्मविद्या का कमिक 
अन्वेषण आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों से समानता रखता है । जेनथमं ने 
विज्ञान के उन सभी प्रमुख सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया है । जैसे कि पदार्थ- 
विद्या, प्राणिशास्त्र, मनोविज्ञान और काल, गति-स्थिति, आकाश एवं तत्वा- 
तृसंधान । श्री जगदीश चन्द्र बसु ने वनस्पति में जीवन के अस्तित्व को सिद्ध 
कर ज॑नधम के पवित्र धमंश्ञास्त्र भगवती सृत्र के वनस्पति कायिक जीवों के 
चेतनत्व को प्रमाणित किया है।” 

[][) 


शंकराचाय और स्याद्वाद 


आचायं शंकर ने जैनों के स्याद्राद को संशयवाद' तथा अनिश्चित- 
वाद' की संज्ञा दी है। उसका कारण यह है कि उन्होंने स्यादस्ति' 
का आशय 'शायद' के रूप में ग्रहण किया है; किन्तु आचाय॑ शंकर 
क॑ इस मनन्‍्तव्य को जैन दाशनिक स्वीकार नहीं करते । वे वस्तु को 
अनेक धरम (गण ) वाली कहते हैं और स्यादस्ति' के साथ एव' जब्द 
का प्रयोग करते हैं। इसलिए स्याद्वार्दी सिद्धान्त का समर्थक विद्वान 
किसी भी वस्तु क॑ सम्बन्ध में निर्णय देते हुए यही कहेगा कि अम॒क 
अपेक्षा से ही ऐसा होता है । 

शंकराचायें ने जो यह शंका व्यक्त की है कि एक ही पदार्थ में नित्य 
और अनित्य धरम नहीं रह सकते; उसका उत्तर ऊपर के उदाहरण में 
दिया जा च॒का है, अर्थात्‌ ज॑स एक ही व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा 
पिता है और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी है, इसी प्रकार एक ही 
पदार्थ में दो विरोधी धर्म अपेक्षा भेद से रहते हैं। उदाहरण के लिए 
केन्द्र में बेठा हुआ व्यक्ति, उसके चारों ओर खड़े हुए व्यक्तियों की 
अपेक्षा भेद से भिन्न-भिन्न दिशाओं में बैठा हुआ सिद्ध होहा है। उसी 
प्रकार पदार्थ के नित्यानित्य धर्मों में कोई विरोध नहीं आने पाता, 
छोटी और बड़ी वस्तुओं का छोटापन और वड़ापन अपेक्षा भेद 
से हैँ ।* 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेकान्त का अनुसंधान भारत की 
अहिसा साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा संसार इसे जितनी ही 
शीघ्य अपनायेगा, विश्व में शान्ति भी उतनी ही शीघ्य स्थापित 
होगी । 


१. भारतीय दर्शन, वाचस्पति गैरोला, पष्ठ ११६, 
२. संस्कृति के चार भ्रध्याय, रामधारीसिंह “दिनकर”, पृष्ठ १३७ 


९५७ 


पसिद्धिरनेकान्तात्‌'- (हब्दार्णज चन्दिका, सोमदेव सूरि-१) 
“पसद्धि: शब्दानां निष्यसिशंप्तियाँ भवत्यनेकान्तात्‌ । अत्तित्वन'स्तित्व- 
नित्यत्द/नित्यत्व विदोवण विशेषत्यात्मकत्यात्‌ दृष्टेष्ट प्रमाग:विरद्ठदा- 
शास्त्र, परिसमाप्तेरित्येषो5घिका रो वेदितव्य: । वक्यति-सात्येतादिरिति- 
अनेकान्ताधिकारे सत्येदाद्यल्त व्ययवेशों घटते अन्यथा तदभावतत्‌ कि केन 


सह गुह्ोत्‌ पतः सभा स्््ात्‌ । 

(अनेकान्त से सिद्धि होता हैं; अर्थात्‌ क्षब्दोंकी निष्पत्ति अथवा 
ज्ञप्ति अनेकान्त से होती है। अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व, 
विशेषण और विशेष्य आदि अनेकान्तात्मक हैं अतः इष्ट ए्माण से 
अविरुद्ध दृष्टिगोचर होने से इस अनेकान्त का अधिकार इस (व्या- 
करण शास्त्र) की परिसमाप्ति पयंन्त जानना चाहिये। जैसा कि 
आगे कहा जाएगा। सात्येतादि' (सूत्र) जिसका अर्थ है इत्संज्ञक 
के साथ उच्चायंमाण आदि वर्ण अपने सहित उन मध्यपतित वर्णक्षिरों 
का ग्राहक होता है' अर्थात्‌ अण' यह प्रत्याहार है। इसमें अइउण्‌ 
मृत्रान्त:स्थ वर्णो का ग्रहण है। प्रथमाक्षर अ और अन्त्य ण्‌ के मध्यवर्ती 
'इ-उ' का ग्रहण भी होता है। यह अनेकान्त अधिकार होने पर ही 
घटित हो सकता है अन्यथा उसके अभाव में किससे किसका ग्रहण 
किया जाए की संज्ञा का निर्माण हो ।) 

'सर्वान्तवत्तदृगण मुख्यकल्पं, 
सर्वान्तशन्यं च मिथोष्नपेक्षम । 
सर्वाषधामन्तकरं निरन्तं, 
सबोधय तोंसिदं तवंब ॥॥६२॥। 
--आचायये समन्‍्तभद्ग, युक्त्यानुशासन 

(हे तीर्थंथर महावीर, आपका ही यह धममंतीर्थ सर्वोदय सर्वे 
अम्युदयकारी है अन्य का नहीं; क्‍योंकि गौण-मुख्य आदि सर्व-धर्मात्मक 
हैं और जो परस्पर निरपेक्ष है वह सवेधर्म-शून्य है, है भगवत * आपका 
यह तीर्थ समस्त आपत्तियों का अन्त करने वाला और स्वय भी अन्त 


रहित है।' 


€८ 


अनेकान्त और स्याद्वाद 

विद्व के प्राणियों में विचार-भिन्नता दृष्टिंगतं होती है। यह 
आदचर्य का विषय नहीं; क्‍योंकि व्यंक्तियों का चिन्तन स्वंतन्त्र और 
बहुम्‌ख होना स्वाभाविक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरें प्रत्येक व्यक्ति 
के भिन्न चिन्तन को विरोध की दृष्टि से देखेगा तो उसका ज्ञान अपने 
चिन्तन मे ही सीमित रह जाएगा और वद्धमूल होने पर वह एकांगी 
विचार पारस्परिक ढ्वंघप और असहिष्णता को उत्पन्न करेगा। अतएव 
ज्ञान की समस्त उपासना चाहने दालें को अपने और विरोधी दोनों 
दृष्टिकोणों पर चिन्तन करना होगा । स्यात्‌' यह घट है ऐसा अतेकान्त- 
विमर्श सत्य बिन्दु को प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो। जैनघर्म में 
अनेकान्त-दर्शन इसी एक भिन्न स्यात्‌' की प्रतीति में सहायता पहुंत्राने 
वाला तात्त्विक विमशं-पथ है । 


स्थादवाद को व्यूत्वत्ति 
स्थाद्वाद-स्यथात्‌'र और वाद' इन दो पदों से बना है। स्यात' 
विधिलिड्डज में बना हुआ तिड-न्त प्रतिरूपक निपात है।* न तो यह 


शायद' न सम्भावना और न कदाचित्‌ का प्रतिपादक है किन्तु सुनिश्चित 
दृष्टिकोण का वाचक है (ए पर्टोक्यूलर पाइण्ट ऑफ व्ह्य )। 


यह अनेकान्त दृष्टि सम्यग्दशन है, समस्याओं के समाध।न का 
रत्न-पुलिन है। इससे भिन्न विचारों पर आक्रोश उत्पन्न नहीं होता 
क्योंकि आक्रोश अथवा उत्तेजना अपने लघृत्व से उत्पन्न होती है। 
उसके स्थिर चित्त में इन विसंवादों से चलित भाव नहों आता प्रत्युत 
अर्थ की सर्वा ग-पूर्णता प्रतीत कर और अधिक दृढ़ स्थ॑ैयं प्राप्त 
होता है-- 
सापेक्षाहि नया: सिद्धा दुनेगश्श अपि लोकतः । 
स्पाहादिनां व्यवहारात्‌ कुक्कुटग्रामबासितम्‌ ॥॥' 
-“सिद्धिविनिश्चवय १०१२७।। 


+ दाक्येष्वनेकांतद्योती गम्यम्प्रतिविशेषक : । 
स्थाजिपातो5थंयो गि्वासव केवलिनामपि।। -झाप्तमीमांसा , १०२ ॥। 


९९ 


वस्तुत: सिद्धनय वे ही हैं जो अपेक्षा-जनित हैं । बसे लोक व्यवहार 
से दुनंयों का साघन भी किया जाता है; जैसे कुक्कुट का ग्राम में बोलना, 
यद्यपि कुक्कुट ग्राम के किसी एक प्रदेश विशेष में बोल रहा है तथापि 
उपचार से कह दिया गया कि कुक्‍्कु ट गाँव में बोल रहा है। यह निर- 
पेक्षनय लोक व्यवहार से है, अधवा अन्य उदाहरण-- वृक्ष कपि- 
संयोगी”' कपि किसी वृक्ष को एक शाखा पर बैठा है, पूरे वृक्ष से उसका 
संयोग नहीं है तथापि कपि वृक्ष पर बैठा है, ऐसा लोक-व्यवहार 
प्रक्ल प्त व्यवहार है, दु्नंय है-- 
समर्थ बचन 
'समर्थवचनं जल्पं॑ चतुरंग बिंदुर्युधा: । 
पक्ष निर्णय पर्यन्तं फल मार्ग प्रभावना ॥। 
--सिद्धि विनिश्चय, (अकलंकदेव ) २ 
स्व पक्ष साधन में समर्थवचन को चतुरंगवाद या जल्प कहतें हैं । 
उसकी अवधि पक्ष निर्णय पर्यन्त है और फल मार्ग प्रभावना है। 


चत्रंगवाद 

वाद के चार अंग हे--वादी, प्रतिवादी, सभ्य और सरुभापति। 
यह विवाद चर्चा को एक प्रमल विषय है। वाद का प्रयोजन तत्व 
ज्ञान की प्राप्ति अथवा प्राप्त तत्व ज्ञान की रक्षा' माना गया है। वादी 
प्रतिवादी आदि अंग चतुप्टय द्वारा निर्णीत होने से बाद को चतुरंग 
कहा है। इस चतुष्टय में कोई मतभेद नहीं है तथापि साध्य-साधन 
प्रणाली म॑ं मतमंद है, वाद का प्रयोजन निष्कर्ष की प्राप्ति है। यह 
वाद न्याय-परम्परा तथा जेन-परम्परा में द्विविध विभकत है। न्याय 
परम्परा का वाद छल-प्रयोग द्वारा भी अपने प्रतिवादी को परास्त 
करने की इच्छा रखता है, परन्तु जन-परम्परा तत्त्व-शोध-निर्णय को 
मुख्य मानती है अत: विजिगीषा रखते हुए भी न्‍न्यायरीति का अनुसरण 
करना उचित मानती है। वाद का अंतिम परिणाम जय-पराजय है । 
इस जय अथवा पराजय की स्थिति में भी अहिसक दृष्टिकोण को ही 
जेनाचाये अकलंक देव ने महत्त्व दिया है। 


उपसंहार 
है. 
पदार्थ-विचार तथा यथार्थ तात्विक निर्णय स्याद्वाद द्वारा ही 
होता है। एक ही दृष्टिकोण से विचार करना जहाँ पारस्परिक विवाद 
का मूल कारण रहता है, वहीं एक अघ्रा एवं असत्य भी रहता है, ये 
त्रुटियाँ स्याद्गाद से दूर हो जाती है। 
अत: बद्धि-विकास, यथार्थ निर्णय, पारस्परिक विवाद-निवारण 
के लिये स्यादवाद सिद्धान्त परम उपयोगी है। अनेकान्तवाद, सप्त- 
भड्जीवाद, 'स्याद्गाद' के ही नामान्तर हैं। 
'नय अनन्त इह विधि कही, सिल्ल न काह़ू कोई । 
जो सब ने साधन करे, स्थाह्वाद है सोई ॥।'- 
ह “नाटक समयसार, बतारसीदास ।॥।॥७।॥। 
नय* अनेक हैं, कोई किसी से नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध हैं 
और जो सब नयों को साधता है, वह 'स्याह्वाद' है। 
[][] 





अज्ञाता के हृदय के झभिप्राय को 'नय' कहते हैं 


